रजिस्ट्री संडी एल - 33001/99 


. REGD . NU D . E. -33001 / yy 


सत्यमबजयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. com 


----- 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शनिवार, नवम्बर 11, 2000 / कार्तिक 20 , 19223 
NEW DELHI, SATURDAY , NOVEMBER 11, 2000 /KAR 


BLAT IN 


ERARY 


an . . . 


- 


- 


- 


सं. 26 ]] 
No. 261 


1920 


- 


----- 


इस भाग में भिन संख्या दी जानी है जिससे कि वह अलग संकल : 

के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be f 

e filed as an intele 
separate compliation 


21 


LT OF INDIA 


भाग 1 - खण्ड 4 

PARTI Section 4 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


--- 


- 


- 


- 


- 


- 


रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2000 
का . नि . आ . 238. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
___ अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग- इन - चीफ , मध्य कमान द्वारा कर्नल लोकेन्दर सिंह का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने के कारण 
छावनी बोर्ड, कानपुर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा. सं. 19/ 24 /कानपुर/ सी / डीई/ 93/3866 / ही ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव 
MINISTRY OF DEFENCE 

Now Delhi, the 19th October, 2000 
S . R . O . 238 . — In pursuance of Sub -section (7 ) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonmant Board , Kanpur 
by reason of acceptance by the General Officer Commanding - in -Chief , Central Command of rosignation of 
| Col. Lokendra Singh . 

[ F. No. 19/24/ KanpuriCIDE/ 93/ 3866/ D ( Q & C )] 

D . R. MEHRA , Under Secy . 
नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2000 
का . नि . आ . 239. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशम कमांडर, कानपुर ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए कर्नलदिल्लो चरणजीत सिंह को छावनी बोर्ड, कानपुर का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन काल लोकेन्दर सिंह के स्थान पर किया गया 
है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा . सं. 19/ 24/ कानपुर/ सी / जी /93/3866/ 7 ( क्यू एक सी ) ] 

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव 
292901/2000 

( 683 ) 


___- 


1 


--- 


- 


- 


--- 


- 


- 


--- 


- 


- 


- 


- 


1 


- 
- 


- 


684 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


PART II . SEC . 4 ] 


- 


. 


. . . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


-- 


. 


. . 


. . . 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


६ 


. 


- 
- 
- 
- 


New Delhi, the 19th October, 2000 
S. R. O . 239. In pursuance of Sub -section ( 7) of Section 13 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) the 
Cantral Govannanthareby notifies that Col. Dhillon Charanjit Singh has been nominatod as a member of the Cantonnant 
Board, Kanpur by the Station Commander, Kanpur in exercise of the powers confarod under clause (c) of Sub -section 
( 3) of Section 13 of that Act vice Col. Lokendra Singh whose resignation has been accepted. 

[ F. No. 19/ 24/ Kanpur / C/ DE/93/ 3866/ D ( Q & C )] 

D . R .MEHRA, Under Socy. 
नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2000 
का. नि . आ . 240. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग - इन - चीफ , दक्षिण कमान द्वारा मेजर एस. के . पादव का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने के 
कारण छावनी बोर्ड, मसीराबाद में सदस्यका एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा. सं. 19/03/नसीराबाद/ सी/ डीई/99/3904/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 19th October , 2000 
S. R. O . 240. --In pursuance of Sub -rection ( ) of Section 13 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924) the 
CentralGovernmenthereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board , Nasirabad 
by reason of acceptance by the General Officer Commanding-in - Chief, Southern Command of rosignation of 
Major S . K . Yadav, 


-- 


- 


- 


-- 


-- 


- 


- 


- 


IF. NO . 10/03 / Nasirabad / C/ DE/ 99 / 3904/ D ( Q & C )] 

D . R. MEHRA, Under Secy. 


नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2000 
का.मि. स. 241 . -- अपनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, नसीराबाद में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए ले. कर्नल जोसे जोसफ को छावनी बोर्ड, नसीराबाद का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन मेजर एस. के. पादप के स्थान पर किया 
गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा . सं. 19 / 03 /नसीराबाद/ सी/ डीई /99 / 3904/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

सी. आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 19th October, 2000 
S. RO. 241.- - In pursuance of Sub -section ( 7 ) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924) the 
Cantral Govanment hereby notifies that Lt. Col . Joscy Joseph has been nominated as a member of the Cantonment Board , 
Nasirabad by the Station Commander , Nasirabad in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub -section (3) 
of Section 13 of that Act vice Major S. K . Yadav whose resignation has been accepted . 

[ E. No . 19/ 03/ Nasirabad/ C/ DE/ 99/ 3904/ D ( Q & C )] 

D. R. MEHRA, Under Secy . 
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2000 
का .नि . आ . 242. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग- इन - चीफ , मध्य कमान द्वारा कर्नल आर. एस. नेगी का त्यागपत्र स्वीकृत करलिए जाने के कारण 
छावनी बोर्ड , आगरा में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा . सं.19/ 42/ आगर/ सी /डीई /93/3865/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 


[ भाग II - खण्ड 4 ]] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11, 2000 / कार्तिक 20, 1922 


685 


New Delhi, the 18th October , 2000 
S. R. O . 242. ---In pursuance of Sub -section ( 7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) the 
CentralGovernment hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board , Agra by 
reason of acceptance by the General Officer Commanding - in - Chief, Central Command of resignation of Col. R . S . Negi . 

[ F. No . 19/ 42/ Agra/ C/ DE/ 93/ 3865/ D ( Q & C )] 

D . R .MEHRA , Under Secy . 
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2000 
का . नि . आ . 243. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, आगरा ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए कर्नल पी . के . नरुला को छावनी बोर्ड, आगरा का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन कर्नल आर. एस. नेगी के स्थान पर किया गया है 
जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं. 19/42/ आगरा/ सी / डीई/ 93/ 3865/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव 


New Delhi, the 18th October, 2000 
S. R. O. 243. ---In pursuance of Sub -section ( 7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) the 
Central Goverment hereby notifies that Col. P .K . Narula has been nominated as a member of the CantonmentBoard , Agra 
by the Station Commander, Agra in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub -section (3) of Section 13 of 
that Act vice Col. R . S . Negi whose resignation has been accepted . 

[ E. No. 19/ 42 / Agra/ C/ DE/93/3865/ D ( Q & C)] 

D . R . MEHRA, Under Secy. 
नई दिल्ली, 18 अक्तूबर , 2000 
का . नि . आ . 244. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि जिला मजिस्ट्रेट मथुरा ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के खण्ड ( ख 
हुए सिटी मजिस्ट्रेट मथुरा को छावनी परिषद मथुरा का सदस्य मनोनीत किया है । 

[ फा . सं. 19/05/ मथुरा/ सी / डीई/92/3863/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 18th October , 2000 
S . R . O . 244. — In pursuance of Sub -section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the 
Central Government hereby notifies that City Magistrate,Mathura has been nominated as a member of the Cantonment 
Board Mathura by the DistrictMagistrate , Mathura in exercise of the powers conferred under clause (6 ) of Sub -section 
(4 ) of Section 13 of that Act . 

[ F. No. 19/05/ Mathura/ C /DE/92/3863 / D ( Q & C )] 

D . R . MEHRA, Under Secy . 


नई दिल्ली, 23 अक्तूबर , 2000 
का . नि . आ . 245. - छावनी निधि कर्मचारी नियम, 1937 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के प्रारूप को, जिन्हें केन्द्रीय 
सरकार , छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 280 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है । उस धारा की 
उपधारा ( 1 ) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की , जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और 
यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप संशोधन पर, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् विचार 
किया जाएगा । 

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप संशोधन के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप और सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 
विचार किया जाएगा । 


686 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[ PART II - SEC. 4 ]] 


प्रारूप नियम 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी निधि कर्मचारी ( संशोधन ) नियम , 2000 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. छावनी निधि कर्मचारी नियम, 1937 के नियम 22 के, उपनियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

“ ( 1 ) कोई कर्मचारी, साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् बोर्ड की सेवा में प्रतिधारित नहीं किया जाएगा : 

परन्तु सेवा से निवृत्ति उस मास के अंतिम दिन के अपराह्न से होगी जिस मास में उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख पड़ती है और ऐसे 
कर्मचारी की दशा में जिसके जन्म की तारीख मास के प्रथम दिन पड़ती है , उसकी सेवा निवृति पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन होगी । " 

[ फा . सं. 25/ 133/ सीएसएल/एलएण्डसी/ सी/69/ 3961/ डी ( क्यू एंड सी )/2000 ] 

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 23rd October, 2000 
S . R . O . 245.- The following draft amendment rules further to amend the Cantonment Fund Servants Rules , 
1937, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 280 of the 
Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ),is hereby published as required by sub - section ( 1) of that section , for information of 
all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft amendment will be taken into 
consideration after the expiry of a period of sixty days from the date of publication of this notice ; 

Any objection and suggestion which may be received from any person , with respect to the said draft amendment 
within the period so specified , will be considered by the Central Government. 

DRAFT RULES 
1. (1 ) These rules may be called the Cantonment Fund Servants ( Amendment) Rules, 2000 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette. 

2 . In the Cantonment Fund Servants Rules, 1937, in rule 22 , for sub -rule (1), the following sub -rule shall be 
substituted , namely : 

“ (1) No servant shall be retained in the service of a Board after he attains the age of sixty years : 

Provided that his retirement from the service shall take effect from the afternoon of the last day of the month in 
which his date of retirement falls and in case of a servant whose date of birth falls on the 1st day of the month , his 
retirement shall take effect on the last day of previous month ." 

[ F. No. 25/133/ CSL / C/L & C/ 69 /3961/D ( Q & C)/ 2000] 

D . R . MEHRA , Under Secy . 
नई दिल्ली , 31 अगस्त, 2000 
का . नि . आ . 246. -- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय वायुसेना अनुवाद 
अधिकारी ( रूसी/ अंग्रेजी ) भर्ती नियम ,1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वायुसेना अनुवाद अधिकारी ( रूसी/ अंग्रेजी ) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 2000 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
भारतीय वायुसेना अनुवाद अधिकारी ( रूसी/ अंग्रेजी ) भर्ती नियम, 1993 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी 
जाएगी, अर्थात् : 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के सीधे भर्ती किए जाने वाले सेवा में जोड़े गए वर्षों 
का संख्या 

आधार पर ___ व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा फायदा सेवा (पेंशन ) 
चयन या 

नियम, 1972 के नियम 
चयन सह 

30 के अधीन अनुज्ञेय 
ज्येष्ठता या 

है या नहीं 
अचयन पद 


2. 


लागू नहीं होता 


चयन सह 
ज्येष्ठता 


लागू नहीं होता 


अनुवाद 1 * ( 2000 ) 
अधिकारी कार्यभार 
( रूसी/ अंग्रेजी) के आधार 

पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


साधारण केन्द्रीय 8000 
सेवा समूह " क " 275 
राजपत्रित 13500 
अननुसचिवीय रुपए 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11, 2000 / कार्तिक 20 , 1922 


687 


- 


%3D 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि 
यदि कोई हो 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी 
या नहीं 


8 


१ 


10 
दो वर्ष 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


11 


12 


- 


प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 
जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है । 


प्रोन्नति : 6500 - 200 - 10500 रु. के वेतनमान में ऐसा अनुवाद अधिकारी 
( रूसी/ अंग्रेजी ) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन्होंने अपनी अर्हक /पात्रता 
सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ 
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा 
की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा के एक वर्ष से कम 
न हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 


प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) 
केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों /विश्वविद्यालयों / अनुसंधान संस्थाओं तथा कानूनी 
संगठनों के ऐसे अधिकारी : 
( अ ) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या 
( ii ) जिन्होंने 6500 - 200 - 10500 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों 

पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और 
( ब) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं : 
( क ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एक अंग्रेजी अनिवार्य/ वैकल्पिक 

विषय के साथ रूसी भाषा में बेचलर डिग्री या समतुल्य , अथवा 
( ख ) (i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी एक 

अनिवार्य/ वैकल्पिक विषय के साथ बैचलर डिग्री या समतुल्य , 
( ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से रूसी भाषा में 

भाष्यकारिता स्तर के समतुल्य डिप्लोमा या समतुल्य । 
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार , 
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं 
होंगे । 
[ प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी पर या किसी 
अन्य संगठन/विभाग में इसे नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर 
बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं 
होगी । प्रतिनियुक्ति पर ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) नियुक्ति के 
लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । ] 


688 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20, 1922 


PART II - SEc. 4 ] 


- 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
किया जाएगा 


13 


14 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति 
( प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए : - ) 


- अध्यक्ष 
- सदस्य 


1. अध्यक्ष/ सदस्य संघ लोक सेवा आयोग 
2. संयुक्त सचिव ( वायुसेना ) रक्षा मंत्रालय 
3. सहायक अध्यक्ष, वायुसेना स्टाफ कार्मिक 
[ वायुसैनिक और सिविलियन/निदेशक कार्मिक 
(सिविलियन ) वायुसेना मुख्यालय ] 


- सदस्य 


- 


[ फा . सं. वायुसेना मुख्यालय/ 23049 / अनुवाद अधिकारी/पीसी 3 ] 

रीता चटर्जी, उपसचिव 
टिप्पण : - मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 4 में का . नि . आ . 295, तारीख 4 नवम्बर, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् 

का. नि . आ . 73, तारीख 18 जून , 1993 द्वारा उनमें संशोधन किया गया । 


New Delhi, the 31st August, 2000 
S . R . O . 246 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
Presidenthereby makes the following rules further to amend the Indian Air Force Translation Officer (Russian /English ) 
Recruitment Rules , 1993 , namely : 

1. (1) These rules may be called the Indian Air Force Translation Officer (Russian /English ) Recruitment 
( Amendment) Rules, 2000 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2 . In the Indian Air Force Translation Officer ( Russian/ English) Recruitment Rules , 1993 , for the schedule, 
the following Schedule shall be substituted , namely : 


SCHEDULE 


Name of 
post 


Number of 
posts 


Classifi - Scale of 
cation pay 


Whether selec - Age limit for direct 
tion by Merit recruits 
or Selection 

cum -Seniority 
or Non -selection 
post 


Whether benefit 
of added years of 
service admissible 
under Rule 30 of 
the Central Civil 
Services (Pension ) 
Rules 1972 


2 


5 


6 


Not applicable 


Not applicable 


Translation 
Officer 
(Russian / 
English ) 


1* 
( 2000 ) 
* Subject 
to variation 
dependent 
on work 
load. 


General Rs. 8000 - Selection -cum- 
Central 275 - 13500 Seniority 
Service 
Group A 
Gazetted , 
Non 
Ministerial 


Period of probation , if any 


Educational and other qualification 
required for direct recruits 


Whether age and educational 
qualification prescribed for 
direct recruits will apply 
in the case of promotees 


8 


10 


Not applicable 


Not applicable 


Two years 


( 4M II - 0054 ] 


Hra o 


16145 : 7RR 11, 2000 / 


20 , 1922 


689 


In case of recruitment, by promotion /deputation /absorption , 
grade from which promotion /deputation /absorption to be made. 


Method of recruitment whether by direct 
recruitment or by promotion or 
by deputation /absorption and percentage 
of the posts to be filled by variousmethods 


11 


12 


1 


Promotion failing which by Deputation 
including Short -term Contract. 


Promotion : 
Translator (Russian English ) in the pay -scale of Rs. 6500 - 200 
10500 with five years regular service in the grade. 
NOTE : Where juniors who have completed their qualifying 
eligibility service are being considered for promotion their seniors 
would also be considered provided they are not short of the 
requisite qualifying/eligibility service by more than one year and 
have successfully completed their probation period . 
Deputation : ( INCLUDING SHORT TERM CONTRACT ) 
Officers of the Central/State Governments / Universities Research 
Institutions and autonomous/statutory Organisations : 
( A ) (i) holding analogous posts on regular basis, OR 
( ii ) with five years regular service in posts in the pay scale 

of Rs. 6500 -200 - 10500 or equivalent; and 
(B ) possessing the following educational qualifications and 

experience : 
(a ) Bachelors degree in the Russian Language with English as 

Compulsory /elective subject from a recognised University / 

or equivalent; OR 
(b ) (i) Bechelors Degree in English as a compulsory elective 

subject from a recognised University or equivalent; 
(ii) Diploma equivalent to Interpretership Standard in the 

Russian Language from a recognised University / 

Institution or equivalent. 
The Departmental Officers in the Feeder Category who are in the 
direct line of promotion shall not be eligible for consideration for 
appointment on deputation . Similarly , deputationists shall not 
be eligible for appointment by promotion (Period of deputation 
including period of deputation in another ex - cadre post held 
immediately preceding this appointment in the same or in some 
other organisation /department of the Central Government shall 
ordinarily not to exceed 3 ( Three ) years. The maximum age limit 
for appointment by deputation (including short -term contract) 
shall be not exceeding 56 years , as on the closing date of receipt 
of applications). 


- 


If a Departmental Promotion Committee exists , what is 
its composition ? 


Circumstances in which Union Public 
Service Commission is to be consulted 
in making recruitment. 


13 


14 


Group ‘ A ’ Departmental Promotion Committee (for 
considering Promotion ) 


Consultation with the Union Public 
Service Commission necessary . 


- 


Chairman 


1. Chairman /Member, 

Union Public Service Commission . 


690 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[ PART II --- SEC. 4 ]] 


- 


- 


- 


13 


14 


2 . 


2 . Joint Secretary (Air), 

- Member 
Ministry of Defence. 
3. Assistant Chief of Air Staff Personnel - Member 

[ Airmen and Civilian/ Director 
Personnel (Civilian ), Air Headquarters] 

[ E. No . Air HQ / 23049r. Offr/ PC- 3 ] 

RITA CHATTERJEE ,Dy. Secy. 
NOTE :— The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II , Section 4 vide S.R . O . 295 dated the 4th 
November , 1989 and subsequently amended vide S.R . O . 73 dated 18 June, 1993. 

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2000 
का . नि . आ . 247. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौसेना समूह ग 
( अनौद्योगिक , अराजपत्रित ) आशुलिपिक श्रेणी -1 भर्ती नियम, 1985 और नौसेना समूह ग ( अनुसचिवीय पद ) भर्ती नियम, 1986 को उन बातों 
के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, नौ सेना, रक्षा मंत्रालय में कतिपय समूह 
" ख " और " ग " ( अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौ सेना , समूह ख और ग ( अनुसचिवीय कर्मचारिद) पद भर्ती 

नियम , 2000 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण , और उनके वेतनमान वे होंगे , जो नियमों से 

उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 5 में विनिर्दिष्ट हैं । 
3. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा , अन्य अर्हताएं आदि : भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा , अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे 

होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 6 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 
निरर्हताएं : वह व्यक्ति 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है ; या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 

के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 
___ 5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं , उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण , आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य 
विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान चयन - सह सीधे भर्ती किए जाने वाले सेवा में जोड़े गए वर्षों 
संख्या 

ज्येष्ठता या व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा का फायदा केन्द्रीय 
योग्यता के 

सिविल सेवा (पेंशन ) 
आधार पर 

नियम, 1972 के 
चयन अथवा 

नियम 30 के अधीन 
अचयन पद 

अनुज्ञेय है या नहीं 
1 2 

3 

4 
1 . कार्यालय 97 * ( 2000 ) साधारण केन्द्रीय 5500 चयन - सह लागू नहीं होता 

लागू नहीं होता 
अधीक्षक * ( कार्यभार सेवा समूह " ख " 175 ज्येष्ठता 

के आधार अराजपत्रित 9000 
पर परिवर्तन अननुसचिवीय रुपए 
किया जा 
सकता है ) । 


5 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11 , 2000 / कार्तिक 20 , 1922 


691 


- 


- 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि 
यदि कोई हो 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी 
या नहीं 


8 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा 
भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां 
जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा 


11 


12 


प्रोन्नति द्वारा 


पदोन्नति : ऐसा सहायक, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्षनियमित सेवा की है । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन्होंने अपनी अहंक/ पात्रता 
सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ 
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा 
की गई ऐसी अहंक/पात्रता सेवा अपेक्षित अहंक/ पात्रता सेवा, के आधे से अधिक 
से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ 
व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली 
उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी 
कर ली हो । 


- 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
किया जाएगा 


13 


14 


समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति , जिसमें निम्नलिखित होंगे : 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । 


1. कैप्टन/ कमोडोर की पंक्ति का अधिकारी या चीफ 

स्टाफ अधिकारी ( कार्मिक और प्रशासन ) या संबद्ध 
कमान मुख्यालयों का समतुल्य या उच्च पंक्ति का 
सिविलियन अधिकारी 

- अध्यक्ष 
2 . कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर की पंक्ति के दो अधिकारी 

या संबद्ध कमान मुख्यालयों का समतुल्य या उच्च पंक्ति 
का अधिकारी ( एक विभागीय और एक विभाग से 
असंबद्ध जो अधिमानतः अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित 
जनजातियों/ अल्पसंख्यक वर्गों से होगा ) - सदस्य 


- 


- 


2 


2. सहायक 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


चयन - सह 
ज्येष्ठता 


376 * ( 2000 ) साधारण केन्द्रीय 5000 
* कार्यभार सेवा समूह ग 150 
के आधार अराजपत्रित । 8000 
पर परिवर्तन अनुसचिवीय रुपए 
किया जा 
सकता है । 


2929GI/ 2000 - 2 


692 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[ PART II — Sec . 4 ) 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


___ 11 
प्रोन्नति द्वारा 


12 
प्रोन्नति : - ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक , जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा 
की है । 
टिप्पण : - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहंक /पात्रता सेवा 
पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के 
संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी 
अहंक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अहंक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष 
से, इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों 
सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक// पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है , अगली उच्चतर 
श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली 


हो । 


14 


Romanor 


लागू नहीं होता 


-- अध्यक्ष 


13 
समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे : --- 
1. कमांडर की पंक्ति का अधिकारी या संबंधित कमांड मुख्यालय 

का समतुल्य या उच्च पंक्ति का सिविलियन अधिकारी 
2. लेफ्टिनेंट कमांडर/ लैपिटलैंट रैंक के दो अधिकारी या संबंधित 

कमान मुख्यालय का समतुल्य या उच्च पकिर का धिकारी 
( एक विभागीय और एक केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य 
विभाग से जो अधिमानतः अनुसूचित जाति / अनुसूचित 
जनजाति के वर्ग से होगा ) 


-- सदस्य 


- 


- 


लागू नहीं होता 


1 2 
3. उच्च श्रेणी 1373 * 
लिपिक ( 2000 ) 

* कार्यभार 
के आधार 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है 


3 4 5 
साधारण केन्द्रीय 4000 - 75 प्रतिशत चयन - सह - ज्येष्ठता लागू नहीं होता 
सेवा समूह ग 100 - द्वारा , 25 प्रतिशत सीमित विभागीय 
अराजपत्रित , 6000/ - रु. प्रतियोगिता परीक्षा ( एल डीई ) के 
अनुसचिवीय 

आधार पर चयन - सह - ज्येष्ठता 
योग्यता द्वारा । 
टिप्पण : किसी कमान/ स्थापन में , 
जिसका लिपिकीय स्थापन , केन्द्रीय 
रोस्टर/ कमान रोस्टर में चढ़ा हुआ नहीं 
है और जिसके अवर श्रेणी लिपिकों की 
संख्या 50 से अनधिक है, 100 प्रतिशत 
चयन - सह - ज्येष्ठता द्वारा । 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11 , 2000/ कार्तिक 20 , 1922 


693 


- 


11 


__ 12 


75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 
25 प्रतिशत सीमित विभागीय 
प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 


प्रोन्नति 1. : - 75 प्रतिशत , काडर के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक और हिन्दी टाइपिस्ट की प्रोन्नति द्वारा 
जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है । 
2. 25 प्रतिशत, काडर के ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों/हिन्दी टाइपिस्टों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता 
परीक्षा के माध्यम से, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है , परन्तु यह कि उन्होंने , 
केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर इस बाबत जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
प्रवर्गों के व्यक्तियों की दशा में 45 वर्ष की आयु सीमा पार नहीं की है । 
टिप्पण 1 : - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहंक /पात्रता सेवा पूरी कर ली 
है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो , वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया 
जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता 
सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से , इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे 
कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अहंक / पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में 
प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 
2. किसी कमान/ स्थापन में , जिसका लिपिकीय स्थापन, केन्द्रीय रोस्टर/ कमान रोस्टर में चढ़ा हुआ नहीं 
है और जिसके अवर श्रेणी लिपिकों की संख्या 50 से अनधिक है, सभी पद उपरोक्त ( 1 ) में 
वर्णित पद्धति, अर्थात् 100 प्रतिशत चयन - सह - ज्येष्ठता द्वारा भरे जाएंगे । 


13 


- - 


- 


14 
लागू नहीं होता 


समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
1 कमांडर की पंक्ति का अधिकारी या संबंधित कमांड मुख्यालय 

का समतुल्य या उच्च पंक्ति का सिविलियन अधिकारी -- अध्यक्ष 
लैफ्टिनेंट कमांडर/ लैफ्टिनेंट रैंक के दो अधिकारी या 
संबंधित कमान मुख्यालय का समतुल्य या उच्च पंक्ति 
का अधिकारी ( एक विभागीय और एक केन्द्रीय सरकार 
के किसी अन्य विभाग से जो अधिमानतः अनुसूचित जाति / 
अनुसूचित जनजाति के वर्ग से होगा ) 

- सदस्य 


2. 


7 


लागू नहीं 


होता 


1 2 

3 

4 5 
4. अवर श्रेपी 3398 *( 2000 ) साधारण केन्द्रीय 3050 - 75 चयन सह - 

लिपिक / * कार्यभार सेवा समूह ग 3950 - 80 ज्येष्ठता 
हिन्दी के आधार अराजपत्रित 4590 रु . 
टाइपिस्ट पर परिवर्तन अनुसचिवीय 

किया जा 
सकता है । 


18 से 27 वर्ष के बीच ( केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस बाबत समय - समय 
पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों 
के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 
शिथिल करके 40 वर्ष तक की 
जा सकती है ।) 
टिप्पणी 1. - आयु सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थिर्यों से आवेदन प्रप्त करने के लिए 
नियत की गई अंतिम तारीख होगी ( न कि 
वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, 
अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर , 
नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड , हिमाचल प्रदेश 
के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा 


694 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11 , 2000 /KARTIKA 20, 1922 


[ PART II -- SEC. 4 ] 


जिले के पांगी उपखंड , अंडमान और 
निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों 
के लिए विहित की गई है ) । 
2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की 
जाने वाली भर्ती की दशा में आयु 
सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक 
तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक 
रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए 
कहा गया है । 


१ 


10 


आर्हता- हां 
आयु - नहीं 


सीधे भर्तीकिए गए 
व्यक्तियों के लिए दो वर्ष 


आवश्यक : 
1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था/ बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य । 
2. अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द या हिन्दी टंकण में 25 शब्द 

प्रति मिनट की न्यूनतम गति परन्तु 
(i ) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास टंकण में उक्त अर्हता 
नहीं है इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकेगा 
कि वह उस श्रेणी में वेतनवृद्धियां आहरित करने के लिए तब 
तक पात्र नहीं होगा जब तक वह अंग्रेजी में 30 शब्द या हिन्दी 
में 25 शब्द प्रति मिनट की गति अर्जित नहीं कर लेता है । 
( ii ) शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त कोई व्यक्ति, जो 
लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित है लेकिन 
जिसके पास टकंण में उक्त अर्हता नहीं, है इस शर्त के अधीन 
रहते हुए नियुक्त किया जा सकेगा कि कोई सिविल सर्जन या 
समतुल्य यह प्रमाणित कर दे कि उक्त विकलांग व्यक्ति टंकण 
करने योग्य स्थिति में नहीं है । 
वांछनीय : 
कम्प्यूटर का कार्यसाधाक ज्ञान । 


11 


12 


10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन 
द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 
90 प्रतिशत आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी 
भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति : ऐसे समूह घ , कर्मचारी जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्षनियमित सेवा 
की है और जिनके पास सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में 
उपदर्शित शैक्षिक अर्हताएं हैं । 
आमेलन : ऐसे व्यक्ति, जो रक्षा सेवाओं की निचली विरचनाओं में सदृश या 
समतुल्य पद या उच्चतर श्रेणी धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ 8 
में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन्होंने अपनी अहंक /पात्रता 
सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो , वहां उनसे ज्येष्ठ 
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा 
की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा अपेक्षित अहंक/ पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से 
या दो वर्ष से , इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11 , 2000/ कार्तिक 20 , 1922 


695 


12 


उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित , जिन्होंने ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा 

पहले पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी 
परिवीक्षा 

की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 


___ 13 


14 


लागू नहीं होता 


- अध्यक्ष 


समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित 
होंगे : 
1. कमांडर की पंक्ति का अधिकारी या संबंधित कमांड 

मुख्यालय का समतुल्य या उच्च पंक्ति का सिविलियन 

अधिकारी 
2. लेफ्टिनेंट कमांडर/ लैफ्टिनेंट रैंक के दो अधिकारी या 

संबंधित कमान मुख्यालय का समतुल्य या उच्च पंक्ति 
का अधिकारी ( एक विभागीय और एक केन्द्रीय 
सरकार के किसी अन्य विभाग से जो अधिमानतः 
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातिय के वर्ग से 
होगा ।) 


- सदस्य 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


चयन - सह 
ज्येष्ठता 


5. आशुलिपिक 22 * 
श्रेणी -I ( 2000 ) 

* कार्यभार 
के आधार 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है 


साधारण केन्द्रीय 5500 
सेवा समूह " ख " 175 
अराजपत्रित 9000 रु. 
अनुसचिवीय 


9 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


सीधी भर्ती किए गए 
व्यक्तियों के लिए दो वर्ष 


11 


12 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा । 
टिप्पण : प्रोन्नति प्रयोजन के लिए प्रत्येक कमान को पृथक 

और स्वतंत्र इकाई समझा जाएगा और प्रोन्नति कमान के भीतर 
पोषक श्रेणी के पात्र कर्मचारियों में से उनकी यथानिर्धारित 
ज्येष्ठता के अनुसार की जाएगी । 


प्रोन्नति : ऐसे आशुलिपिक श्रेणी -II जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार र 
नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्षनियमित . या की है । 
आमेलन : ( i ) ऐसे व्यक्तियों, से जो रक्षा सेवाओं की निचली विरचनाओं में 
सदृश पद पर उच्चतर श्रेणी धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ 8 में 
विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं ; या 


( ii ) ऐसे आशुलिपिक जो 5000 - 8000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पद 
धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है । ( पोषक 
प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर 
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके 
अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक 


696 


THE GAZETTE OFINDIA : NOVEMBER 11 , 2000 / KARTIKA 20 , 1922 


[ PART II - SEC. 4 ] 


12 


पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 
तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 
सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) 


टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन्होंने अपनी अहंक/ पात्रता 
सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो , वहां उनसे ज्येष्ठ 
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा 
की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक 
से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ 
व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अहंक / पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है , अगली 
उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी 
कर ली हो । 


14 


13 
समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित 
होंगे : 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है । 


1. कैप्टेन/ कमोडोर की पंक्ति का अधिकारी या चीफ 

स्टाफ अधिकारी ( कार्मिक और प्रशासन ) या सम्बद्ध 
कमान मुख्यालयों का समतुल्य या उच्च पंक्ति का 
सिविलियन अधिकारी 

- अध्यक्ष 
2. कमांडर/ लैफ्टिनेंट कमांडर की पंक्ति के दो अधिकारी 

या संबद्ध कमान मुख्यालयों का समतुल्य या उच्च पंक्ति 
का अधिकारी ( एक विभागीय और एक विभाग से 
असंबद्ध जो अधिमानतः अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित 
जनजातियों/ अल्पसंख्यक वर्गों से होगा ) 

- सदस्य 


2 
6. आशुलिपिक 92 * 
श्रेणी -II ( 2000 ) 

* कार्यभार 
के आधार 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है 


3 

4 5 
साधारण केन्द्रीय 5000 - 150 - चयन - सह 
सेवा समूह " ग " 8000 रु. ज्येष्ठता 
अराजपत्रित 
अनुसचिवीय 


18 से 27 वर्ष के बीच . 

लागू नहीं होता 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय 
समय पर जारी किए गए अनुदेशों 
या आदेशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए शिथिल करके 
40 वर्ष तक की जा सकती है । ) 
टिप्पणी 1 : - आयु- सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए 
नियत की गई अंतिम तारीख होगी । ( न कि 
वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर, 
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश 
के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा 
जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और 


[ भाग II - -- खण्ड 4 ]] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11 , 2000/ कार्तिक 20 , 1922 


697 


- 


निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों 
के लिए विहित की गई है ) । 


2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की 
जाने वाली भर्ती की दशा में आयु 
सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक 
तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक 
रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के 
लिए कहा गया है । 


10 


लागू नहीं होता 


सीधी भर्ती किए गए 
व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । 


आवश्यक : 
1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था से मैट्रिक या समतुल्य । 
2. अंग्रेजी अथवा हिन्दी आशुलेखन में 120 शब्द प्रति मिनट 

और अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 30 शब्द 
प्रति मिनट की टाईपिंग की गति अवश्य होनी चाहिए । 


वांछनीय : कम्प्यूटर का कार्यसाधाक ज्ञान । 


11 


12 


- 


- 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा और दोनों के 
न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति : ऐसे आशुलिपिक श्रेणी- III, जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित 
सेवा की है । 
आमेलन : (i ) ऐसे व्यक्तिय , जो रक्षा सेवाओं की निचली विरचनाओं में 
सदृश या उच्चतर श्रेणी धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ 8 में 
विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं ; या 


(ii ) जिन्होंने 4000 - 6000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले आशुलिपिक के 
पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है । 
( पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी , जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की 
अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस 
नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 
है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए 
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक 
नहीं होगी । 


टिप्पण : - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिन्होंने अपनी 
अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो , वहां 
उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब 
जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अहंक / पात्रता सेवा अपेक्षित 
अर्हक / पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , 
कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी 
अर्हक/ पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है , अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए 
अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 


698 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[ PART II - -SEC . 4 ] 


13 


14 


लागू नहीं होता 


ममूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित 
होंगे : 
1. कमांडोर की पंक्ति का अधिकारी या संबंधित 

कमांड मुख्यालय का समतुल्य या उच्च पंक्ति 
का सिविलियन अधिकारी 

- अध्यक्ष 
2. 

लेफ्टिनेंट कमांडर/ लैफ्टिनेंट रैंक के दो अधिकारी या 
संबंधित कमान मुख्यालय का समतुल्य या उच्च पंक्ति 
का अधिकारी ( एक विभागीय और एक केन्द्रीय 
सरकार के किसी अन्य विभाग से जो अधिमानतः 
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के वर्ग से 
होगा ) 

- सदस्य 


- 


1 

3 

4 5 
7 . आशुलिपिक 315 *( 2000 ) साधारण केन्द्रीय 4000 - 100 - चयन - सह - 
श्रेणी -III * कार्यभार सेवा समूह " ग " 6000 रु. ज्येष्ठता 

के आधार अराजपत्रित 
पर परिवर्तन अनुसचिवीय 
किया जा 
सकता है 


18 से 27 वर्ष के बीच 

लागू नहीं होता 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय 
समय पर जारी किए गए अनुदेशों 
या आदेशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए शिथिल करके 
40 वर्ष तक की जा सकती है । ) 
टिप्पणी 1. - आयु - सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए 
नियत की गई अंतिम तारीख होगी । ( न कि 
वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर , 
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश 
के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा 
जिले के पांगी उपखंड , अंडमान और 
निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों 
के लिए विहित की गई है ) । 
2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की 
जाने वाली भर्ती की दशा में आयु 
सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक 
तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक 
रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए 
कहा गया है । 


10 


सीधी भर्ती किए गए 
व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । 


आवश्यक : 

आयु - नहीं 
1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रिक या समतुल्य । अर्हताएं - हां 
2. उसके पास अंग्रेजी या हिन्दी में आशुलेखन की प्रति मिनट 
80 शब्द की गति अवश्य हो जिसे टाइपराइटर पर प्रयोजन के 
लिए प्रतिलिखित किया जाएगा । 
वांछनीय : कम्प्यूटर का ज्ञान । 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11, 2000/ कार्तिक 20 , 1922 


699 


a 


- - 


11 


12 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा और दोनों के 
न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


पदोन्नति : ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक, जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर 
नियुक्ति के पश्चात् , आठ वर्ष नियमित/ निरंतर सेवा की है । सेवा की उक्त अवधि ऐसे 
अभ्यर्थी की दशा में भी लागू होगी, जिसने भागतः निम्न श्रेणी लिपिक , 
या उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में और भागत : समतुल्य श्रेणी में सेवा की है । 


आमेलन : ( i ) ऐसे व्यक्ति से जो रक्षा सेवाओं की निचली विरचनाओं में 

सदृश या उच्चतर श्रेणी धारण किए हुए हैं और जिनके पास 
स्तंभ 8 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं ; या 


(ii ) जिन्होंने 3050 - 75 - 3950 - 80 - 4590 रु. के या समतुल्य 

वेतनमान वाले निम्न श्रेणी लिपिकों के पद धारण किए हुए हैं 

और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है । 
( पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की 
सीधी पंक्ति में हैं , प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार 
किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके 
अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग 
में इस नियक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय 
पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम 
आय सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष 
से अधिक नहीं होगी ।) 


टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहंक/ पात्रता 
सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो , वहां उनसे ज्येष्ठ 
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा 
की गई ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अहंक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक 
से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ 
व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली 
उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी 
कर ली हो । 


13 


14 


लागू नहीं होता 


1. कमांडर की पंक्ति का अधिकारी या संबंधित कमांड मुख्यालय का समतुल्य 
या उच्च पंक्ति का सिविलियन अधिकारी 

- अध्यक्ष 
2. लेफ्टिनेंट कमांडर/ लैफ्टिनेंट रैंक के दो अधिकारी या संबंधित कमान 
मुख्यालय का समतुल्य या उच्च पंक्ति का अधिकारी ( एक विभागीय 

और एक केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से जो अधिमानतः 
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के वर्ग से होगा ) - सदस्य 


- - 


[ सी पी ( एन जी )/2803/ अनु. कर्म./समूह ख और ग /भ. नि . ] 

रीता चटर्जी, उप सचिव 


2929GI/ 2000 - 3 


700 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[Part II — Sec. 4 ] 


New Delhi, the 22nd September, 2000 


S .R . O . 247 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Navy Group C (Non - Industrial, Non -Gazetted) Stenographer Grade -I Recruitment Rules, 1985 and 
Navy Group C (Minisı rial Posts ) Recruitment Rules, 1986 , except as respects things done or omitted to be done before 
such supersession , the Presidenthereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 
B and C (Ministerial Staff) posts in the Navy , Ministry of Defence namely : 


1. Short title and commencement ( 1) These rules may be called the Navy Group B and C (Ministerial 
Staff ) Posts Recruitment Rules , 2000 . 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . Number of posts, classification and scales of pay. — The number of the said posts, their classification and 
the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (5) of the Schedule annexed with the recruitment 
rules. 


3. Method of recruitment, age limit , other qualifications etc . — The method of recruitment, age limit , 
qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (6 ) to (14 ) of the said Schedule. 


4 . Disqualification . — No person 


(a ) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 


(b ) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 


shall be eligible for appointment to any of the said posts : 


Provided that the CentralGovernment may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule . 


5. Power to relax . — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , 
it may , by order, and for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons. 


6 . Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age- limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special 
categories of persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time in this regard . 


SCHEDULE 


Nameof 


No. of 
posts 


Classification 


Scale of pay 


Age limit for direct recruits 


post 


Whether selection 
cum - seniority or 
selection bymerit 
or non -selection 


post 


2 


3 


1 . Office 

Superin 
tendent 


97 * 
(2000 ) 


Rs. 5500 
175 - 9000 . 


Not applicable 


Selection -cum 
seniority 


General 
Central 
Service 
Group B 
Non -Gazetted 
Ministerial 


* Subject to variation 
dependent on workload 


[ YTT II - UNE 4 ] 


HTC o 


176143 : 494R 11, 2000 /calfda 20 , 1922 


701 


Whether benefit of 
added years of service 
admissible under Rule , 
30 of the Central Civil 
Services (Pension ) Rules, 
1972 


Educational and 
other qualifications 
required for direct 
recruits 


Period of 
probation 
if any 


Whether age and 
educational quali 
fications prescribed 
for direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


Method of recruitment 
whether by direct 
recruitment or by absorp 
tion or by promotion and 
percentage of the posts to 
be filled by variousmethods 


9 


10 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Two 


Promotion 


years 


In case of recruitment by promotion 
or absorption , grades from which 
promotion /absorption to be made 


If a Departmental Promotion Committee 
exists , what is its composition 


Circumstances under 
which Union Public Service 
Commission is to be con 
sulted in making recruit 
ment 


12 


13 


14 


Promotion : 

Group B Departmental Promotion Committee Consultation with Union 
Assitant with three years regular service consisting of: 

Public Service Commis 
in the grade . 

1 . Officer of the rank of Captain /Commodore sion not necessary . 
Note : 

or Chief Staff Officer ( Personnel and admi 
Where juniors who have completed their nistration ) or Civilian Officer of equivalent 
qualifying/eligibility service are being rank or above of respective Command Head 
considered for promotion , their seniors quarters — Chairman . 
would also be considered provided they 2 . Two Officers of the rank of Commander / 
are not short of the requisite qualifying Lieutenant Commander or Civilian Officer 
eligibility service by more than half of of equivalent rank or above ofrespective 
such qualifying/eligibility service or two Command Headquarters ( one departmental 
years, whichever is less, and have success . and one unconnected with department pre 
fully completed their probation period for ferably one belonging to Scheduled Castes/ 
promotion to the next higher grade 

Scheduled Tribes Minority Classes) 
along with their juniors who have 

-- Member. 
already completed such qualifying 
eligibility service . 


2 . Assistant 


376 * 
( 2000 ) 


Rs.5000 
150 - 8000 . 


Selection - cum 
seniority 


Not applicable 


General 
Central 
Service 
Group C 
Non -Gazetted 
Ministerial 


* Subject to variation 
dependent on workload . 


10 


11 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


By Promotion 


Not 
applicable 


702 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


(PART II- SEC . 41 


FRX 


12 


13 


14 


Promotion : 

Group C Departmental Promotion Committee Not applicable . 
Upper Division Clerk with eight years consisting of: 
regular service in the grade . 

1 . Officer of the rank of Commander or 
Note : 

Civilian Officer of equivalent rank or 
Where juniors who have completed their above of respective Command Head 
qualifying /eligibility service are being quarters -- Chairman . 
considered for promotion , their seniors 
would also be considered provided they 2 . Two Officers of the rank of Lieutenant 
are not short of the requisite qualifying Commander / Lieutenant or Civilian Officer 
eligibility service by more than half of of equivalent rank or above of respective 
such qualifying/eligibility service or two Command Headquarters (one departmental 
years, whichever is less , and have success and one from another Central Government 
fully completed their probation period for Department preferably belonging to Scheduled 
promotion to the next higher grade 

Castes/ Scheduled Tribes category Members 
along with their juniors who have 
already completed such qualifying 
eligibility service . 


. 


4 


3 . Upper 

Division 
Clerk 


1373 * 
(2000 ) 


Rs.4000 
100 -6000 . 


General 
Central 
Service 
Group C 
Non -Gazetted , 
Ministerial 


* Subject to variation 
dependent on workload . 


75 % by selection -cum - Not applicable 
seniority , 25 % by 
selection - cum -merit 
on the basis of Ltd . 
Departmental Competitive 
Examination (LDE ). 
Note : In a Command/ 
Establishment whose clerical 
establishment is notborne on 
a Central Roster /Command 
Roster and whose strength of 
Lower Division Clerks does 
not exceeds 50 , 100 % by 
selection -cum -seniority 


10 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Not 
applicable 


75 % by promotion , 
25 % through Limited De 
partmental Competitive 
Examination . 


13 


Promotion : 
1. 75 % by promotion of Lower 
Division Clerk and Hindi Typist of the 
cadre with eight years regular service in 
the grade . 


Group C Departmental Promotion Committee Not applicable . 
consisting of: 
1. Officer of the rank of Commander or 

Civilian Officer of equivalent rank or 
above of respective Command Head 


( M 11 - 


05 4 ] 


TGT I 174799 : 795 


11, 2000 /afda 20 , 1922 


703 


12 


13 


14 


- A 


2 . 25 % through Limited Departmental quarters - Chairman . 
Competitive Examination of such Lower 2. Two Officers of the rank of Lieutenant 
Division Clerks/Hindi Typist of the Commander / Lieutenant or Civilian 
cadre who have rendered five years regular Officer of equivalent rank or above of 
service in the grade provided they have respective Command Headquarters 
not crossed the age limit of 40 years in (one departmental and one from another 
case of General Candidate and 45 years in Central Government Department preferably 
case of Scheduled Castes /Scheduled Tribes belonging to Scheduled Castes /Scheduled 
and other categories of persons in accor - Tribes category ) - Members . 
dance with the instructions/orders issued 
by the Central Govt. from time to time in 
this regard 
Note : 1. Where juniors who have completed 
their qualifying/eligibility service are being 
considered for promotion ,their seniors would 
also be considered provided they are not short 
of the requisite qualifying/eligibility service 
by more than half of such qualifying/eligi 
bility service or two years, whichever is less, 
and have successfully completed their proba 
tion period for promotion to the next higher 
grade along with their juniors who have already 
completed such qualifying/eligibility service. 
2 . In a Command /Establishment whose clerical 
Establishment is not bome on Central Roster/ 
Command Roster and whose strength of Lower 
Division Clerks does not exceed 50 , all the 
posts will be filled in by the method at (1 ) 
above i. e. 100 % by promotion by selection 
cum -seniority . 


3 


5 


6 


Rs.3050 -75 - 
3950 - 80 -4590 . 


Selection -cum - 
seniority 


4 . Lower 3398 * General 

Division (2000 ) Central 
Clerk /Hindi 

Service 
Typist. 

Group C , 

Non -Gazetted , 
* Subject to variation Ministerial 
dependent on workload . 


Between 18 to 27 years (Relaxable 
for Government servants upto 40 years 
in accordance with instructions or 
orders issued by CentralGovernment 
from time to time in this regard ). 
Note : 1. The crucial date for deter 
mining the age limit shall be the 
closing date for receipt of applica 
tions from candidates except for the 
closing date prescribed for those in 
Assam ,Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur, 
Nagaland , Tripura , Sikkim , Ladakh 
Division of Jammu and Kashmir 
State , Lahaul and Spiti District and 
Pangi Sub - Division of Chamba District 
of Himachal Pradesh , Andaman and 
Nicobar Islands or Lakshadweep ). 


704 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


(Part II - Sec . 4 ) 


5 


2 . In the case of recruitmentmade 
through theEmployment Exchange, the 
crucial date for determining the age 
limit shall be the last date upto which 
the Employment Exchange are asked 
to submit the names . 


10 


11 


Not Applicable 


Two years 10 % by promotion failing 
for direct which by absorption and 
recruits . failing both by direct recruit 

ment. 
90 % by absorption failing 
which by direct recruit 
ment. 


Essential : 1. Matriculation or Qualification - Yes 
equivalent from a recognised Age -No. 
Institution /Board . 
2 . Minimum speed of 30 words 
typewriting in English or 25 
words per minutes in Hindi 
typewriting provided : 
(i) That a person not possessing 
the said qualification in typewrit 
ing may be appointed subject to 
the condition that he will not be 
eligible for drawing increments in 
the pay scale of the grade till he 
acquires a speed of 30 words in 
English or 25 words in Hindi, 
per minute . 
( ii ) That a physically handicapped 
person who is otherwise qualified to 
hold a clerical post but does not 
possess the said qualification in 
typewritingmay be appointed 
subject to the condition that a 
Civil Surgeon or equivalentcerti 
fies that the said handicapped 
person is not in a fit condition to 
be able to type . 
Desirable : 
3. Working knowledge of Com 
puter . 


13 


14 


Promotion : 

Group C Department Promotion Committee Not applicable . 
Such Group D Employees who have consisting of: 
rendered ten years regular service in 1. Officer of the rank of Commander or 
the grade and possess educational qua Civilian Officer of equivalent rank or 
lifications prescribed for direct recruits above ofrespective Command Head 
indicated in Column 8 . 

quarters — Chairman . 
Absorption : 
Persons holding analogous or equivalent 2 . Two Officers of the rank of Lieutenant 
posts or higher grades in the lower forma- Commander/Lieutenant or Civilian Officer 
tions of the Defence Services and possess of equivalent rank or above of respective 
ing qualifications specified in column 8. Command Headquarters (one departmental 

and one from another Central Government 


[ 471 II - UUS 4 ] 


na il 1943 : 795 


11, 2000 /cala 20 , 1922 


705 


12 


13 


14 


Department preferably belonging to Scheduled 
Castes /Scheduled Tribes category ) – Members 


Note : 1. Where juniors who have com 
pleted their qualifying /eligibility service 
are being considered for promotion , their 
seniors would also be considered provided 
they are not short of the requisite qualify 
ing/ eligibility service bymore than half of 
such qualifying /eligibility service or two years , 
whichever is less , and have successfully 
completed their probation period for pro 
motion to the next higher grade along with 
their juniors who have already completed 
such qualifying / eligibility service . 


Not applicable 


5 .Stenographer 22 * 

Grade-I. (2000 ) 


Rs. 5500 
175 - 9000 . 


Selection -cum 
seniority . 


. 


General 
Central 
Service 
Group B 
Non -Gazetted , 
Ministerial 


* Subject to variation 
dependent on workload . 


8 


9 


10 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Two years 
for direct 
recruits. 


By promotion failing which by 
absorption . 
Note : For the purpose of promo 
tion , each command shall be 
considered separate and indepen 
dent unit and promotion shall be 
made from eligible employees of the 
feeder grade within the command 
according as their seniority as 
determined . 


12 


13 


14 


Promotion : Stenographer Grade- II with 
three years regular service in the grade rend 
ered after appointment thereto on regular basis. 


Group B Departmental Promotion 
Committee consisting of : 


Consultation with 
Union Public 
Service Commission 
not necessary . 


Absorption : (i) Persons holding analgous or 
higher grades in the lower formations of the 
Defence Services and possessing qualifications 
speficied in Column 8 . Or 


1 . Officer of the rank of captain / 
Commodore or Chief Staff Officer 
(Personnel and Administration ) 
or Civilian Officer of equivalent 


706 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11 , 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[ Part II - SEC. 4 ) 


12 


13 


14 


( ii ) Posts of Stenographer in the pay scale of rank or above of respective Com 
Rs. 5000 - 8000 or equivalent with three years regular mand Headquarters 
service in the grade ( The departmental candidates - Chairman . 
in the feeder category who are in the direct line of 
promotion will not be eligible for consideration 2 . Two Officers of the rank of Com 
for appointment by absorption . The departmental mander/Lieutenant Commander 
officers in the feeder grade who are in the direct or Civilian Officer of equivalent 
line ofpromotion will not be eligible for consideration rank or above of respective Com 
for appointment on deputation . Similarly , deputa - mand Headquarters (one depart 
tionists shall not be eligible for consideration for mental and one unconnected with 
appointment by promotion . Period of deputation department preferably one belong 
absorption including the period of deputation in ing to Scheduled Castes/ Scheduled 
another ex -cadre post held immediately preceeding Tribes/Minority Classes ) - Member . 
this appointment in the same organisation /depart 
ment shall ordinarily not exceed three years . 
The maximum age limit for appointment by transfer 
on deputation shall be , not exceeding 56 years, 
as on the closing date of receipt of application ). 
Note 1. : Where juniors who have completed 
their qualifying /eligibility service are being 
considered for promotion , their seniors would also 
be considered provided they are not short of the 
requisite qualifying/ eligibility service by more 
than half of such qualifying /eligibility service or 
two years . whichever is less , and have successfully 
completed their probation period for promotion 
to the next higher grade along with their juniors 
who have already completed such qualifying 
eligibility service . 


2 


3 


5 


6 


Rs. 5000 -150 
8000 . 


Selection -cum 
seniority 


6 . Steno - 92 * General 

grapher (2000 ) Central 
Grade - II. 

Service 

Group C , 
* Subject to variation Non -Gazetted , 
dependent on workload . Ministerial 


Between 18 to 27 years (Relaxable 
for Government servants upto 40 years 
in accordance with instructions or 
orders issued by Central Government 
from time to time in this regard ) . 
Note : 1. The crucial date for deter 
mining the age limit shall be the 
closing date for receipt of applica 
tions from candidates except for the 
closing date prescribed for those in 
Assam , Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur , 
Nagaland , Tripura, Sikkim , Ladakh 
Division of Jammu and Kashmir 
State , Lahaul and Spiti District and 
Pangi sub - Division ofChamba District 
of Himachal Pradesh , Andaman and 
Nicobar Islands or Lakshadweep ) . 
2 . In the case of recruitment made 
through the Employment Exchange, 
the crucial date for determining the age 
limit shall be the last date upto which 
the Employment Exchanges are asked 
to submit the names . 


PT II - TVE 41 


Ta on 1914 : For 


11, 2000 /cador 20 , 1922 


707 


10 


Not applicable 


Not applicable . 


Two years By promotion failing 
for direct which by absorption and 
recruits. failing both by direct recruit 

ment. 


1 . Matriculation or equivalent 
from a recognised Board / 
Institution . 
2 . Must possess a speed of 
120 words per minute in short 
hand either in English or in 
Hindi and a speed of 40 words 
per minute in typewriting in 
case of English and 30 words 
per minutes in Hindi. 


Desirable : Working 
knowledge of Computer. 


12 


13 


14 


Not applicable . 


Promotion : Stenographer Grade- III with eight Group C Departmental Promotion 
years regular service in the grade . 

Committee consisting of : 
Absorption : (i) Persons holding analogous or Officer of the rank ofCommander 
higher grades in the lower formations of the or Civilian Officer of equivalent 
Defence Services and possessing qualifications rank or above ofrespective 
specified in Column 8. Or 

Command Headquarters 
(ii) Posts of Stenographer in the pay scale of Chairman . 
Rs. 4000 -6000 or equivalent with three years Two Officers of the rank of 
regular service in the grade (The departmental candi- Lieutenant Commander/ 
dates in the feeder category who are in the direct line Lieutenant or Civilian Officer of 
of promotion will not be eligible for consideration equivalent rank or above of 
for appointment by absorption . The departmental respective Command Headquarter (one 
officers in the feeder grade who are in the direct departmental and one from another Central 
line of promotion will not be eligible for consideration Government Department preferably 
for appointment on deputation . Similarly , deputa - belonging to Scheduled Cates/ Scheduled 
tionists shall not be eligible for consideration for Tribes category } - Member . 
appointment by promotion . Period of deputation / 
absorption including the period of deputation in 
another ex - cadre post held immediately preceding 
this appointment in the same organisation /depart 
ment shall ordinarily not exceed three years. 
The maximum age- limit for appointment by transfer 
on deputation shall be , not exceeding 56 years, 
as on the closing date of receipt of application ). 
Note 1. : Where juniors who have completed 
their qualifying/eligibility service are being considered 
for promotion , their seniors would also be consi 
dered provided they are not short of the requisite 
qualifying /eligibility service by more than half 
of such qualifying/ eligibility service or two years . 
whichever is less , and have successfully completed 
their probation period for promotion to the next 
higher grade along with their juniors who have 
already completed such qualifying /eligibility 
service. 


2929 GI/2000 _ 4 . 


708 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[Part II — SEC. 4 ] 


3 


Selection -cum 
seniority 


7 . Steno 315 * General Rs.4000 - 100 

grapher (2000 ) Central 6000 . 
Grade- III. 

Service 

Group C , 
* Subject to variation Non -Gazetted , 
dependent on workload . Ministeria ). 


Between 18 to 27 years (Relaxable for 
Government servants upto 40 years 
in accordance with instructions or ord 
ers issued by the Central Government 
from time to time in this regard ). 
Note : 1. The crucial date for deter 
mining the age limit shall be the 
closing date for receipt of applica 
tions from candidates except for the 
closing date prescribed for those in 
Assam , Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur, 
Nagaland , Tripura , Sikkim , Ladakh 
Division of Jammu and Kashmir 
State, Lahaul and Spiti district and 
Pangi sub -Division of Chamba district 
of Himachal Pradesh , Andaman and 
Nicobar Islands or Lakshadweep ). 
2 . In the case of recruitment made 
through the Employment Exchange, 
the crucial date for determining the 
age limit shall be the last date upto 
which the Employment Exchanges are 
asked to submit the names. 


10 


Not Applicable 


Two years 
for direct 
recruits . 


By promotion failing which by 
absorption and failing both by 
direct recruitment. 


Essential : 

Age : No. 
( 1) Matriculation Qualification : 
or equivalent from Yes 
a recognised 
Board /Institution . 
2 . Must possess a 
speed of 80 words 
per minute in short 
hand either in English 
or in Hindi to be trans 
cribed on a type-writer 
within for the pupose. 
3 . Desirable : 
Knowledge of Computer. 


12 


14 


Not applicable 


Promotion : Lower Division Clerks with eight years 
regular/continuous service in the grade after appoint 
ment thereto on a regular basis . The same period 
of service shall also apply in the case of a candi- 
date who has served partly as Lower Division 
Clerks or Upper Division Clerks and partly in an 
equivalent grade . 
Absorption : (i) Persons holding analgous or 
higher grades in the lower formations of the 
Defence Services and possessing qualifications 
specified in Column 8 . Or 


Group C Departmental Promotion 
Committee consisting of : 
Officer of the rank of Commander 
or Civilian Officer of equivalent 
rank or above of respective 
Command Headquarters - Chairman . 


[ YTT II UNS 4 ] 


41331 an 1948 : 70 % 


11, 2000 / chilean 20 , 1922 


709 


12 


13 


14 


( ii ) Posts of Lower Division Clerks in the pay scale 
of Rs. 3050 - 75 - 3950 - 80 -4590 or equivalentwith 
three years regular service in the grade ( The de - 
partmental candidates in the feeder category who 
are in the direct line promotion will not be eligible 
for consideration for appointment by absorption . 
The departmental officers in the feeder grade who 
are in the direct line of promotion will not be eligible 
for consideration for appointment on deputation . 
Similarly,deputationists shall not be eligible for consi- 
deration for appointment by promotion . Period 
of deputation / absorption including the period of 
deputation in another ex -cadre post held imme 
diately proceeding this appointment in the same 
organisation /department shall ordinarily not 
exceed three years. Themaximum age limit for 
appointment by transfer on deputation shall be , 
not exceeding 56 years, as on the closing date of 
receipt of application ). 


Two Officers of the rank of 
Lieutenant Commander/ 
Lieutenant or Civilian Officer of 
equivalent rank or above of 
respective Command Headquarters 
( one departmental and one from 
another Central Government 
Department preferably belonging 
to Scheduled Castes/Scheduled 
Tribes category ) - Members. 


Note : 1. Where juniors who have completed their 
qualifying /eligibility service are being considered 
for promotion , their seniors would also be consid 
ered provided they are not short of the requisite 
qualifying/eligibility service by more than half of 
such qualifying /eligibility service or two years, 
whichever is less , and have successfully completed 
their probation period for promotion to the next 
higher grade along with their juniors who have al 
ready completed such qualifying/eligibility service . 


[ CP (NG )/2803 /Min . Staff/Gp B & C /RRS] 

RITA CHATTERJEE , Dy. Secy . 


a femmi, 16 37aklere, 2000 
oft.f91. 341 . 248. - 17ufa , sfant 37920 309 ago GRI YG7 viferretti oft sem to 
3779166 ( 

F i ft ) af fers , 1989 atat Hita atat as farg facea farina , 37eft : 


480ta arg 


at 


1910 


( FEAT/31dit ) , 


it ( FRA ) 


1. 
frr , 2000 


rifah FTA URH - ( 1 ) 57 fram a Hilamat 719 arrita ary 
1 
(2 ) # 1997 # Arra ant meie ait sau atiti 


2. 


Arrita at # 1, # 1016A ( F / H 


) at fry4 , 1989 at TETETT FEITA 


fiffon 375 at Tatu 


, 


372111 : 


710 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11 , 2000/ KARTIKA 20 , 1922 


[ PART II -- SEC . 4 ] 


अनुसूची 


पद का नाम पदों की संख्या 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के लिए 
आयु सीमा 


ज्येष्ठता या 
योग्यता के 
आधार पर 
चयन अथवा 
अचयन 


सेवा में जोड़े गए वर्षों 
का फायदा केन्द्रीय 
सिविल सेवा (पेंशन ) 
नियम , 1972 के 
नियम 30 के अधीन 
अनुज्ञेय है या नहीं 


2 


7 


नहीं 


34 
अनुवादक 6 *( 2000 ) साधारण केंद्रीय 6500 - 200 - 
( रूसी/ अंग्रेजी) 

सेवा समूह ख 10500 रु. 
* कार्यभार के आधार पर अराजपत्रित 
परिवर्तन किया जा सकता है । अनुसचिवीय 


लागू नहीं 
होता 


30 वर्ष से अधिक नहीं 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 
गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती है ।) 
टिप्पण : आयु - सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के 
लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो 
असम , मेघालय, अरूणाचल प्रदेश , 
जम्मू - कश्मीर, राज्य के लद्दाख खंड, 
हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति 
जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप 
खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या 
लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित 
की गई है ।) 


- 


- 


मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


8 


10 


- 


- 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


आवश्यक : 
( क ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रूसी 
भाषा में डिग्री जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक 
विषय के रूप में रही हो , या समतुल्य । 


___ या 


( ख ) ( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 
अधिमानतः विज्ञान में बैचलर डिग्री जिसमें अंग्रेजी 
अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रही हो या 
समतुल्य । 
( 2 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रूसी 
भाषा में भाषांतरण स्तर के समतुल्य डिप्लोमा या 
समतुल्य । 
वांछनीय : - रूसी भाषा से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से 
रूसी भाषा में अनुवाद करने या रूसी में अध्यापन 
भाषांतरण / अनुसंधान/ लेखन का अनुभव । 


[ भाग II -~- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11, 2000/ कार्तिक 20, 1922 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


टिप्पण 1 : - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों 
की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार 
शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2 : -- अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) 
संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों 
की दशा में तब शिथिल की जा सकती है ( हैं ) जब 
चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की 
यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को 
भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों 
के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
संभावना नहीं है । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


। 


12 


सीधी भर्ती द्वारा : 


लागू नहीं होता 


पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन 
छुट्टी पर या किन्हीं अन्य कारणों से एक वर्ष या इससे अधिक अवधि 
के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे 
अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी। 
( क ) ( 1 ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या 
( 2 ) जिन्होंने 5500 - 9000 रु. के वेतनमान वाले पदों पर 

तीन वर्ष नियमित सेवा की है या 


( 3 ) जिन्होंने 5000 - 8000 रु. के वेतनमान वाले पदों पर छह 

वर्ष नियमित सेवा की है और 
( ख ) जिनके पास सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 

8 में विहित अर्हताएं और अनुभव है । 


यदि विभागीय पदोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में 
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा 


13 


14 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


समूह ख विभागीय प्रोन्नति समितिः 
( पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए ) 
1. सहायक वायुसेना अध्यक्ष कार्मिक 

( वायुसैनिक और सिविलियन ) वायुसेना मुख्यालय - अध्यक्ष 
2. निदेशक कार्मिक (सिविलियन ) 
__ वायुसेना मुख्यालय 

सदस्य 


712 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[ Part II - - SEC. 4 ] 


. 


LE 


- 


13 


3. 39 area (ay 

रक्षा मंत्रालय 


) 


- सदस्य 


[ 91. H . TN TV/23049rfait HT 3 ] 

रीता चटर्जी, उप सचिव 
l. f . 371. H . 295, arta 25 37FTER , 1989 GRT Tonifrat fong org ! 


feugut : 


f144 Troms 1791951 # 


New Delhi, the 16th October, 2000 


S. R . O . 248 . In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
herebymakes the following rules to amend the Indian Air Force, Translator (Russian /English ) Recruitment Rules, 1989 , 
namely : 


1. (i) These Rulesmay be called the Indian Air Force , Translator (Russian /English )Recruitment (Amendment) 

Rules, 2000 . 


( ii) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette. 


2 . For the Schedule to the Indian Air Force, Translator (Russian / English ) Recruitment Rules, 1989, the following 
Schedule shall be substituted , namely : 


SCHEDULE 


Classification 


Scale of pay 


Age limit for direct recruits 


Name of 
posts 


No. of 
posts 


Whether selection by 
merrit or selection 
cum -seniority or 
non -selection 


post 


2 


6 


Not 
applicable 


Translator 6 * General Rs.6500 -200 
(Russian / (2000 ) Central 10500 
English ) 

Service 

Group ‘ B ’, 
* Subject to varification Non -Gazetted , 

on workload Non -Ministerial 


Not exceeding 30 years (Relaxable 
for Government servants upto 5 years 
in accordance with the instructions or 
orders issued by the Central Government. 
The crucial date for determining the 
age limit shall be the closing date for 
receipt ofapplications from candidates 
in India and not the closing date pre 
scribed for those in Assam , 
Meghalaya , Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of 
Jammu and Kashmir State, Lahaul 
and Spiti district and Pangi Sub-Divi 
sion of Chamba district ofHimachal 
Pradesh , Andaman and Nicobar Is. 
lands or Lakshadweep ). 


( 11 11 - GU54 ] 


187 Al 1757451 : 794fe 11, 2000 /aften 20, 1922 


713 


Educational and 
other qualifications 
required for direct 


Whether benefit of 
added years of 
service admissible 
under Rule 30 of 
the Central Civil 
Service ( Pension ) 
Rules, 1972 


Whether age Period of 
and educational probation 
qualifications if any 
prescribed for 
direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


Method of recruitment 
whether by direct recruitment 
or by promotion or by deputa 
tion /absorption and 
of the posts to be filled by 
variousmethods 


re 


7 


- 


8 


9 


11 


10 
Two years 


No 


Essential : 

Not applicable 
(a ) Bachelor s Degree in Russian 
language with English as com 
pulsory or an elective subject 
from a recognised University 
or equivalent. 

OR 
(bXi) Bachelor s degree pre 
ferably in Science with English 
as a compulsory or an elective 
subject from a recognised Uni 
versity or equivalent; 
(ii) Diploma equivalent to 
Interpretership standard in 
Russian Language from a reco 
gnised University or equivalent. 
Desirable : 
Experience of translation from 
Russian Language to English or 
vice - versa or teaching interpre 
tership /research /writing in 
Russian language . 
Note : Qualifications are rela 
xable at the discretion of the 
Union Public Service Commis 
sion in case of candidates other 
wise well qualified . 


Direct Recruitment 
Note : Vacancies caused by the 
incumbent being away on trans 
fer on deputation or long illness 
or study leave or under other cir 
cumstances for a duration 
of one year or more may be 
filled on deputation basis from 
Officers from CentralGovern 
ment : 
(a ) (i) holding analogous posts 
on a regular basis ; or 
( ii ) with three years regular ser 
vice in posts in the scale of 
Rs. 5500 - 9000 ; OR 
( iii) With six years regular ser 
vice in the scale of Rs. 5000 -8000 ; 
and 
(b ) possessing the qualifications 
and experience prescribed for 
direct recruits under Column 8 . 


If a Departmental Promotion Committee 
exists , what is its composition 


In case of recruitment, by promotion / 
deputation /absorption , grades from 
which promotion /deputation /absorp 
tion to be made 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission to be con 
sulted in making recruit 
ment 

14 


12 


13 


Not applicable 


Group B Departmental Promotion Committee Consultation with Union 
( for considering confirmation ) : 

Public Service Commis 
1 . Assistant Chief of Air Staff Personnel sion necessary : 

(Airmen & Civilian ), Air Headquarters 

-- Chairman 
2 . Director Personnel ( Civilian ), Air 

Headquarters — Member 
3. Deputy Secretary (Air), 

Ministry ofDefence - -Member 


File No. Air HQ /23049 /Russian /PC 3 ] 


RITA CHATTERJEE , Dy. Secy. 
Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India vide S.R .O . 295 , dated 25th October, 1989. 


%3 


- 


- 


- 


- 


. 


714 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20, 1922 

[ PART II _ SEC. 4 ] 
___ नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2000 
का . नि . आ . 249 . - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय , सेना 
मुख्यालय, जनरल स्टाफ ब्रांच, सिगनल आसूचना निदेशालय ( समूह क और समूह ख पद ) भर्ती नियम, 1995 और रक्षा मंत्रालय , सिगनल 
आसूचनानिदेशालय, जनरल स्टाफ ब्रांच, सेना मुख्यालय ( आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक समूह ग पद ) भर्तीनियम , 1991 को , जहां तक उनका संबंध 
आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी घ के पद से है , उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने 
से लोप किया गया है सेना मुख्यालय , जनरल स्टाफ ब्रांच, सिगनल आसूचना निदेशालय, रक्षा मंत्रालय में समूह क और समूह ख के पदों पर 
भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 
1 . संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय, जनरल स्टाफ ब्रांच, सिगनल आसूचना निदेशालय 

( समूह क और समूह ख ) पद भर्ती नियम, 2000 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे , जो इन नियमों से उपाबद्ध 

अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) से स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 
भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित 

अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ ( 5 ) से स्तम्भ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 
4. निर्हरता : वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

ह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाग स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 
5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें 

लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश 

द्वारा शिथिल कर सकेगी । 
6 . व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार 

द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य 
विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के सीधे भर्ती किए जाने सेवा में जोड़े गए वर्षों 

आधार पर वाले व्यक्तियों के का फायदा केन्द्रीय 
चयन - सह लिए आयु सीमा सिविल सेवा ( पेंशन ) 
ज्येष्ठता 

नियम, 1972 के नियम 
अथवा 

30 के अधीन अनुज्ञेय 
अचयन 

है या नहीं 


45 
14300 - 400 - योग्यता के 
18300 रु. आधार पर 


लागू नहीं होता । 


1 ( एक ) * 
( 2000 ) 


नहीं 


1. उपनिदेशक 
सिगनल 
आसूचना 
( अनुसंधान ) 


साधारण केन्द्रीय 
सेवा समूह " क " 
राजपत्रित 
अननुसचिवीय 


चयन 


* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11 , 2000 / कार्तिक 20, 1922 


715 


- 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि, 
यदि कोई हो 


8 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ या प्रतिनियुक्ति 
आमेलन किया जाएगा 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले 
पदों की प्रतिशतता 

11 
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने 
पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 


12 


प्रोन्नतिः 
ऐसा प्रधान अनुसंधान अधिकारी, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्षनियमित सेवा की है जिसके न 
हो सकने पर ऐसा प्रधान अनुसंधान अधिकारी, जिसने प्रधान अनुसंधान अधिकारी और 
ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी की श्रेणियों में 10 वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है । 
टिप्पण 1 - इन पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को प्रधान अनुसंधान के विद्यमान 
पदधारी, उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा पूरी करने पर, जिसके न हो सकने पर प्रधान 
अनुसंधान अधिकारी और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में आठ वर्ष सम्मिलित सेवा 
पूरी करने पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा । 
टिप्पण 2 - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहंक/ पात्रता सेवा पूरी 


भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा, 
अपेक्षित अहंक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से , इनमें से जो भी कम हो , कम 
न हो , और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा पहले 
ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि 
सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 
प्रतिनियुक्ति : लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर की या समतुल्य पंक्ति के ऐसे सशस्त्र बल 
कार्मिक जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं : 
( क ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/विज्ञान ( इलैक्ट्रानिकी )/ कम्प्यूटर विज्ञान 
कंप्यूटर कार्यक्रमण में डिग्री या समतुल्य । 
( ख ) सिगनल कोर में बीज लेख अधिकारी के रूप में कम से कम बारह वर्ष की नियमित 
सेवा । 
( ग ) दूरसंचार इंजीनियरी सैनिक महाविद्यालय, महू में इलैक्ट्रानिक आंकड़ा प्रक्रमण/ ए डी 
पी पाठ्यक्रम में अवश्य अर्हता प्राप्त की हो या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से 
कम्प्यूटर कार्यक्रमण में डिप्लोमा हो । 


यदि विभागीय पदोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में 
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
किया जाएगा 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना 
आवश्यक नहीं है । 


- अध्यक्ष 


13 
समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति के संबंध में 
विचार के करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : -- 

1. अध्यक्ष/ सदस्य संघ लोक सेवा आयोग 
2. संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, 

रक्षा मंत्रालय 
प्रशासनिक रूप से संबंद्ध संयुक्त सचिव, रक्षा 

मंत्रालय 
4 . सिंगनल आसूचना निदेशालय, रक्षा मंत्रालय 

से मेजर जनरल की प्रास्थिति का अधिकारी 


- सदस्य 


- सदस्य 


- सदस्य 


2929 GI/ 2000 --5 


716 


[ PART II - SEC . 4 ] 


- 


1 
2. प्रधान 
अनुसंधान 
अधिकारी 


लागू नहीं होता 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 
2 3 

6 
2 ( दो ) * साधारण केन्द्रीय 12000 - 375 - योग्यता के लागू नहीं होता 
( 2000 ) सेवा समूह " क " 16500 रु . आधार पर 
* कार्यभार के राजपत्रित 

चयन 
आधार पर अननुसचिवीय 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


11 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने 
पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 


प्रोन्नति : 
ऐसा ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहंक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है , 
प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया 
जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा अपेक्षित अहंक / पात्रता सेवा 
के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम न हो , और उन्होंने अपने ऐसे 
कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि 
सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । 
प्रतिनियुक्ति : लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर की या समतुल्य पंक्ति के ऐसे सशस्त्र बल कार्मिक 
जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव है : 
( क ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/विज्ञान ( इलैक्ट्रानिकी )/कम्प्यूटर विज्ञान कंप्यूटर 
कार्यक्रमण में डिग्री या समतुल्य । 
( ख ) सिगनल कोर में बीज लेख अधिकारी के रूप में कम से कम बारह वर्ष की नियमित सेवा । 
( ग ) दूर संचार इंजीनियरी सैनिक महाविद्यालय, महू में इलैक्ट्रौनिक आंकड़े प्रक्रमण/ ए डी पी 
पाठ्यक्रम में अवश्य अर्हता प्राप्त की हो या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कम्प्यूटर 
कार्यक्रमण में डिप्लोमा हो । 
टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति 
पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा 
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत 
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी 
अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम 
तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


14 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना 
आवश्यक नहीं है । 


13 
समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति के संबंध 
में विचार करने के लिए ) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 

1. अध्यक्ष/ सदस्य संघ , लोक सेवा आयोग 
2. संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी , 

रक्षा मंत्रालय 


- अध्यक्ष 


- सदस्य 


[ भाग II -- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11, 2000 / कार्तिक 20, 1922 


13 


- सदस्य 


3 . प्रशासनिक रूप से संबद्ध संयुक्त सचिव , 

रक्षा मंत्रालय 
4. सिगनल आसूचना निदेशालय, रक्षा मंत्रालय 

से मेजर जनरल की प्रास्थिति का अधिकारी 


- सदस्य 


1 


___ 3 


6 ( 2000 ) 


45 
10000 - 325 - चयन - सह - 
15200 रु . ज्येष्ठता 


3. ज्येष्ठ 
अनुसंधान 
अधिकारी 


नहीं 


साधारण केन्द्रीय 
सेवा समूह " क " 
राजपत्रित 
अननुसचिवीय 


* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


6 
40 वर्ष से अधिक 
नहीं 
टिप्पणी 1 : केन्द्रीय सरकार 
द्वारा समय - समय पर जारी 
किए अनुदेशों या आदेशों के 
अनुसार सरकारी सेवकों के 
लिए पांच वर्ष तक शिथिल 

की जा सकती है । 
टिप्पण 2 : आयु - सीमा अवधारित 
करने के लिएनिर्णायक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने 
के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो 
असम, . . , अरूणाचल प्रदेश , 
मिजोरर ) 


। साक्षक अर्हताएं स्तम्भ(12)मेंउपदर्शित व्यक्तियों कहलाएर 


आयु : नहीं 
शैक्षिक अर्हताएं : स्तम्भ ( 12 ) में उपदर्शित 
सीमा तक । 


10 
सीधे भर्ती किए गए 
व्यक्तियों के लिए 
एक वर्ष। 


आवश्यक : 
( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में गणित/ सांख्यिकी या 
गणितीय सांख्यिकी/ इलैक्ट्रानिकी/ कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री 
या समतुल्य । 
( ii ) किसी विदेशी भाषा में डिप्लोमाद्विभाषिता निश्चित भाषा 
प्रत्येक भर्ती के समय विनिर्दिष्ट की जाएगी । 
(iii ) गणित या गणितीय सांख्यिकी या ऐसे कार्य में , जिसमें 
संख्याओं या समूहों के सिद्धांत को लागू करना अंतर्गस्त है , 
अनुसंधान का पांच वर्ष का अनुभव । 
टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ 
लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता/ अर्हताएं संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा 
सकती हैं हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग 
की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के 
लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों 
के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । 
वांछनीय : इलैक्ट्रानिकी आंकड़ा प्रकमण पद्धति पर कार्यक्रमण 
में प्रशिक्षण / अनुभव । 


718 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[ PART II - SEC . 4 ] 


- 


- 


- 


11 


____ 12 


( i) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके 
न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 
( ii ) 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके 
न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति : 
ऐसा अनुसंधान अधिकारी, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्षनियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसा 
अनुसंधान अधिकारी, जिसने अनुसंधान अधिकारी और कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी की श्रेणियों 
में छह वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है जिसमें से दो वर्ष की सेवा अनुसंधान अधिकारी की श्रेणी 
में अवश्य की हो , और जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हैं : 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से गणित/ सांख्यिकी/ गणितीय सांख्यिकी/ इलैक्ट्रानिकी/ 
कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री । । 
टिप्पण 1 : - ऐसा अनुसंधान अधिकारी, जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को , नियमित 
आधार पर उक्त पद धारण किए हुए हैं , प्रोन्नति के लिए पात्र बना रहेगा, यदि उनके पास 
गणित/ सांख्यिकी/ गणित सांख्यिकी में डिग्री है । 
टिप्पण 2 -- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहंक / पात्रता सेवा पूरी कर ली 
है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया 
जाएगा परंतु यह तब तक कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा, अपेक्षित अहंक/ पात्रता 
सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो , और उन्होंने अपने ऐसे 
कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर 
श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की यदि विहित की गई है अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर 
ली हो । 
प्रतिनियुक्ति : सिगनल कोर से मेजर या समतुल्य पंक्ति के ऐसे रक्षा सैनिक अधिकारी, जिनके पास 
निम्नलिखित अर्हताएं हैं : 
( क ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/विज्ञान ( इलैक्ट्रानिकी )/ कम्प्यूटर कार्यक्रमण 
स्नातक में डिग्री । 
( ख ) सिगनल कोर में बीज लेख अधिकारी के रूप में कम से कम दस वर्ष की नियमित सेवा । 
( ग ) दूरसंचार इंजीनियरी सैनिक महाविद्यालय, महू में इलैक्ट्रानिक आंकड़ा प्रक्रमण / ए डी पी 
पाठ्यक्रम में अवश्य अर्हता प्राप्त की हो या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूटर 
कार्यक्रमण में डिप्लोमा हो । 
टिप्पण 1 : पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति 
पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार , प्रतिनियुक्ति के लिए विचार 
किए आने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या 
किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर 
प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम 
तारीख को वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


13 


14 


समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति / पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए ) : 


सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्श करना आवश्यक है । 


- अध्यक्ष 


- सदस्य 


1. संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी , 

रक्षा मंत्रालय 
प्रशासनिक रूप से संबद्ध संयुक्त सचिव , 
रक्षा मंत्रालय 
सिगनल आसूचना निदेशालय , जनरल स्टॉफ ब्रांच, 
सेना मुख्यालय , रक्षा मंत्रालय से बिग्रेडियर/ 
उपनिदेशक ( आर )/निदेशक ( एस . आई.- 2 ) 
की पंक्ति का अधिकारी 


- सदस्य 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11, 2000/ कार्तिक 20 , 1922 


719 


= 


% 
3D 


2 


3 


45 


6 


4. अनुसंधान 

अधिकारी 


11 * 
( 2000 ) 


8000 - 275 - 
13500 रु. 


चयन - सह 
ज्येष्ठता 


साधारण केन्द्रीय 
सेवा समूह " क " 
राजपत्रित 
अननुसचिवीय 


* कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


35 वर्ष से अधिक लागू नहीं 
नहीं 

होता 
केन्द्रीय सरकार 
द्वारा जारी किए गए 
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के लिए पांच 
वर्ष तक शिथिल की जा 
सकती है । 
टिप्पण : आयु - सीमा अवधारित 
करने के लिएनिर्णायक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने 
के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी ( न कि वह अंतिम तारीख जो 
असम, मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , 
मिजोरम , नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम 
जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड , 
हिमाचल प्रदेश के लाझैल और स्पीति 
जिले तथा चम्बाजिले के पांगी उपखंड 
अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप 
के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) 


9 


10 


आयु : नहीं 
शैक्षिक अर्हताएं : स्तम्भ ( 12 ) में उपदर्शित 
सीमा तक । 


सीधे भर्ती किए गए 
व्यक्तियों एवं प्रोन्नति 
किए गए व्यक्तियों 
के लिए एक वर्ष । 


आवश्यक : 
( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में गणित/ सांख्यिकी या 
गणितीय सांख्यिकी/ इलैक्ट्रानिकी/ कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री 
या समतुल्य । 
( ii ) किसी विदेशी भाषा में डिप्लोमा /द्विभापिता निश्चित भाषा 
प्रत्येक भर्ती के समय विनिर्दिष्ट की जाएगी । 
( ii ) गणित या गणितीय सांख्यिकी या ऐसे कार्य में , जिसमें 
संख्याओं या समूहों के सिद्धांत को लागू करना अंतर्गस्त है , 
अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में 
संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानसार शिथिल की जा 
सकती है । 
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता/ अर्हताएं संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा 
सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों 
को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों 
के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना 
नहीं है । 
वांछनीय : इलैक्ट्रानिकी आंकड़ा प्रक्रमण पद्धति पर कार्यक्रमण 
में प्रशिक्षण/ अनुभव । 


720 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20, 1922 


[ PART II --- SEC . 4 ] 


- 


__ 11 
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो 
सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 
दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


-- 


प्रोन्नति : 
ऐसा कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, जिसने उस श्रेणी में दो वर्षनियमित सेवा की है और जिनके 
पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हैं : 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा अर्थात् 
चीनी, बर्मी,तिब्बती, भूटानी, नेपाली, सिन्थाली, इन्डोनेशियाई, मलेशियाई, रूसी, पश्तो, फारसी और 
अरबी में डिप्लोमा /द्विभाषिता । 
टिप्पण 1 - ऐसे कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, जो सीधी भर्ती के आधार पर भर्ती किए गए हैं 

और जो इन पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर उक्त पद धारण 
किए हुए हैं , उक्त अर्हताओं से छूट प्राप्त होंगे । 
टिप्पण 2 - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली 
है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया 
जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक / पात्रता 
सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे 
कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर 
श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 
प्रतिनियुक्ति : सिग्नल कोर से कप्तान और उससे ऊपर की पंक्ति के ऐसे रक्षा सैनिक अधिकारी 
जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं : 
( क ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित /विज्ञान ( इलैक्ट्रानिकी )/ कम्प्यूटर कार्यक्रमण में 
मास्टर डिग्री या समतुल्य । 
( ख ) सिग्नल कोर में बीज लेख अधिकारी के रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा । 
( ग ) दूरसंचार इंजीनियरी सैनिक महाविद्यालय , महू में इलैक्ट्रानिकी आंकड़े प्रक्रमण / ए डी पी 
पाठ्यक्रमण में अर्हता अवश्य प्राप्त की हो या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कम्प्यूटर 
कार्यक्रमण में डिप्लोमा हो । 
( घ ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा में 
अर्थात् चीनी, बर्मी, भूटानी, तिब्बती, नेपाली, सिंहाली, इन्डोनेशियाई, मलेशियाई, रूसी, पश्तो, 
फारसी और अरबी में डिप्लोमा /द्विभाषिता । 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 
वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति 
पर नियुक्ति के लिएविचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा 
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय 
सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य 
काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम 
तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


13 


14 


सीधी भर्ती और प्रोन्नति करते समय संघ लोक 
सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 


समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति के संबंध में 
विचार करने के लिए ) : 

1. अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष 
2. संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 

रक्षा मंत्रालय - सदस्य 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11 , 2000 / कार्तिक 20 . 1922 


721 


21 


13 


3. प्रशासनिक रूप से संबद्ध संयुक्त सचिव , रक्षा 

मंत्रालय सदस्य 
सिंगनल आसूचना निदेशालय, जनरल स्टाफ ब्रांच , 
सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय से बिग्रेडियर/ 

उपनिदेशक की पंक्ति का अधिकारी - सदस्य 
समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि के संबंध में विचार 

करने के लिए ) : 
1. संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी , 

रक्षा मंत्रालय अध्यक्ष 
2. प्रशासनिक रूप से संबद्ध संयुक्त सचिव, रक्षा 

मंत्रालय - अध्यक्ष 
सिगनल आसूचना निदेशालय , जनरल स्टाफ ब्रांच , 
सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय से बिग्रेडियर/ 
डी . डी. एस . आई ( आर.)/निदेशक, ( एस . आई- 2 ) 
या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी - सदस्य 


5. 


कनिष्ठ अनुसंधान 
अधिकारी 


28 * साधारण, 7500 - 250 - 
( 2000 ) केन्द्रीय सेवा, 12, 000 रु. 
* कार्यभार समूह " ख " 
के आधार पर राजपत्रित , 
परिवर्तन अननुसचिवीय 
किया जा 
सकता है । 


चयन यह - 30 वर्ष से अधिक नहीं 

नहीं 
ज्येष्ठता टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 

गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा 
सकती हैं । 
टिप्पण 2 : आयु- सीमा अवधारित करने के 
लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों 
से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख होगी ( न कि वह अंतिम 
तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल 
प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा , 
सिक्किम, जम्म - कश्मीर राज्य के लाख 
खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति 
जिले तथा चम्बा -जिले के पांगी उपखंड, 
अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । ) 


१ 


10 


आवश्यक : 
(i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/ सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी / 

इलैक्ट्रानिकी/कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य । 


आयु: नहीं 
शैक्षिक अर्हताएं : 
स्तम्भ ( 12 ) में उप 


सीधे भर्ती किए 
व्यक्तियों के लिए दो वर्ष 


722 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[ PART II _ SEC . 4 ] 


दर्शित सीमा तक । 


( ii ) विदेशी भाषा में डिप्लोमा/द्विभाषिता ( निश्चित भाषा प्रत्येक भर्ती के समय ) विनिर्दिष्ट 

की जाएगी । 
(iii) गणित / गणितीय सांख्यिकी/कंप्यूटर कार्यक्रमण या ऐसे कार्य में , जिसमें संख्याओं 

या समूहों के सिद्धांत को लागू करना अन्तर्ग्रस्त है, दो वर्ष का अनुभव । 
टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के 

विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता/ अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनु 

सूचित जातियों और अनुसूचति जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल 
की जा सकती है (हैं ) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह 
राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने 
वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । 


11 

12 
( i ) 66 - 2/3 प्रतिशत प्रोन्नति प्रोन्नति - ऐसा ज्येष्ठ तकनीकी सहायक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास 

द्वारा, जिसके न हो सकने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से चीनी, बर्मी, तिब्बति, भूटानी, नेपाली, सिंहली, इंडोनेशियाई, मलेशियाई , 

पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । रूसी, पुश्तों, फारसी और अरबी में डिप्लोमा/द्विभाषिता है । 
(ii ) 33 - 1/ 3 प्रतिशत सीधी टिप्पण 1 - ऐसे कनिष्ठ तकनीकी सहायक, जो सीधी भर्ती के आधार पर भर्ती किए गए हैं और इन नियमों 
भर्ती द्वारा । 

की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर उक्त पद धारण किए हुए हैं ; उपर्युक्त अर्हताओं से छूट प्राप्त 
होंगे । 
टिप्पण 2 : - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहंक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के 
लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके 
द्वारा की गई ऐसी अहंक / पात्रता सेवा, अपेक्षित अहंक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो 
भी कम हो , कम न हो , और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही 
पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 
प्रतिनियुक्ति - सिग्नल कोर से सेकंड लेफ्टिनेंट और उससे ऊपर की पंक्ति के ऐसे रक्षा सैनिक अधिकारी 

जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं : 
( क ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित /विज्ञान ( इलैक्ट्रानिकी ) कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर कार्यक्रमण में 

डिग्री । 
( ख ) सिग्नल कोर में बीज लेख अधिकारी के रूप में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा । 
( ग ) दूर संचार इंजीनियरी सैनिक महाविद्यालय महु से इलैक्ट्रानिकी आंकड़े प्रक्रमण/ ए डी पी पाठ्यक्रमण में अवश्य 

अर्हता प्राप्त की हो या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कंप्यूटर कार्यक्रमण में डिप्लोमा हो । 
( घ ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक विदेशी भाषा अर्थात् 

चीनी, बर्मी, भूटानी, तिब्बती, नेपाली, सिंहली, इंडोनेशियाई, मलेशियाई, रूसी, पश्तों , फारसी और अरबी 

में डिप्लोमा/द्विभाषिता । 
टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के 

लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार , प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के 
लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार 
के उसी या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य 

पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 

वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11, 2000/ कार्तिक 20 , 1922 


723 


13 


__ 14 


सोधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्श करना आवश्यक है । 


- अध्यक्ष 


समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति पुष्टि के संबंध में 

विचार करने के लिए ) : 
1. संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी , 

रक्षा मंत्रालय 
2. प्रशासनिक रूप से संबद्ध निदेशक / उप सचिव , 

रक्षा मंत्रालय 
3. सिंगनल आसूचना निदेशालय, 

सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय से बिग्रेडियर / 
निदेशक ( एस. आई- 2 )/ उप निदेशक ( आर ) या 
समतुल्य प्रास्थिति का एक अधिकारी 


- सदस्य 


- सदस्य 


4 


अचयन 


ज्येष्ठ तकनीकी 
सहायक 


47 * 
( 2000 ) 
* कार्यभार 
के आधार 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


साधारण, 6500 - 200 
केन्द्रीय सेवा, 10,500 रु. 
समूह " ख " 
राजपत्रित , 
अननुसचिवीय 


30 वर्ष से अधिक नहीं 

नहीं 
टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 
गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी 
सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल 
की जा सकती हैं । 
टिप्पण 2 : आयु- सीमा अवधारित करने के 
लिएनिर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों 
से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख होगी । ( न कि वह अंतिम 
तारीख जो असम , मेघालय , अरुणाचल 
प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर , नागालैंड, त्रिपुरा , 
सिक्किम , जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख 
खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति 
जिले तथा चम्बा -जिले के पांगी उपखंड 
अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । ) 


___ 10 


नहीं 


सीधे भर्तीकिए गए 
व्यक्तियों के लिए दो वर्ष 


आवश्यक : 
( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित / सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी / 

इलैक्ट्रानिकी/ कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य । 
(ii ) गणित / गणितीय सांख्यिकीय/कंप्यूटर कार्यक्रमण या ऐसे कार्य में , जिसमें संख्याओं 

या समूहों के सिद्धांत को लागू करना अन्तर्ग्रस्त है, में अनुसंधान का अनुभव । 
टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के 

विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता/ अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनु 

सूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल 
की जा सकती है/हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह 
राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने 

वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । 
वांछनीय : 
( i ) किसी विदेशी भाषा का ज्ञान ( प्रत्येक भर्ती के समय विनिर्दिष्ट की जाएगी ) । 
( ii ) इलैक्ट्रानिकी आंकड़े प्रक्रमण पद्धति के कार्यक्रमण में प्रशिक्षण / अनुभव । 


2929GI/ 2000 - 6 


724 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


PART II - SEC. 4 ] 


11 


( i) 10 प्रतिशत प्रोन्नति 

द्वारा, जिसके न हो 
सकने पर सीधी 

भर्ती द्वारा । 
( i ) 10 प्रतिशत सीधी 

भर्ती द्वारा । 


12 
प्रोन्नति : - ऐसा आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी " घ ", में तीन वर्ष नियमित सेवा की है । 
टिप्पण : इन पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को , आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक श्रेणी " घ " पदधारियों 
के लिए दो वर्ष की नियमित सेवा । 
टिप्पण 1 - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति 
के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार , प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार 
किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , 
साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
टिप्पण 2 : - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हकापात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के 
लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि 
उनके द्वारा की गई ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अहंक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से , इनमें 
से जो भी कम हो, कम न हो , और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा 
पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर 
ली हो । 
प्रतिनियुक्ति - सिग्नल कोर से सेकंड लेफ्टिनेंट और उससे ऊपर की पंक्ति के ऐसे रक्षा सैनिक अधिकारी जिनके 
पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं : 
( क ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित /विज्ञान (इलैक्ट्रानिकी ) कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर कार्यक्रमण में 

डिग्री । 


( ख ) सिग्नल कोर में बीज लेख अधिकारी के रूप में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा । 


( ग ) दूर संचार इंजीनियरी सैनिक महाविद्यालय महु से इलैक्ट्रानिकी आंकड़े प्रक्रमण/ ए डी पी पाठ्यक्रमण में 

अवश्य अर्हता प्राप्त की हो या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कंप्यूटर कार्यक्रमण में डिप्लोमा 


हो । 


घ ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक विदेशी भाषा अर्थात् 

चीनी , बर्मी, भूटानी, तिब्बती, नेपाली , सिंहली, इंडोनेशियाई , मलेशियाई, रूसी पश्तों, फारसी और अरबी में 
डिप्लोमाद्विभाषिता । 


प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । 


13 


14 


सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्श करना आवश्यक है । 


समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति / पुष्टि के संबंध में 

विचार करने के लिए ) : 
1. संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी , 

रक्षा मंत्रालय 


- - अध्यक्ष 


2. प्रशासनिक रूप से संबद्ध निदेशक , उप सचिव , रक्षा 

मंत्रालय 


- सदस्य 


- सदस्य 


3. सिगनल आसूचना निदेशालय , 

सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय से बिग्रेडियर / 
निदेशक ( एस. आई - 2 )/ उप निदेशक ( आर ) या 
समतुल्य प्रास्थिति का एक अधिकारी 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11, 2000/ कार्तिक 20 , 1922 


725 


- 


1 2 
7. आंकड़ा प्रविष्ट 
प्रचालक श्रेणी क 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


चयन - 
सह - ज्येष्ठता 


3 

5 
10 * साधारण , 5500 - 175 
( 2000 ) केन्द्रीय सेवा, 9000 रु. 
* कार्यभार समूह " ख " 
के आधार अराजपत्रित , 
पर परिवर्तन अननुसचिवीय 
किया जा 
सकता है । 


10 
लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


___ 12 
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो प्रोन्नति – ऐसा आंकड़ा प्रविष्ट प्रचालक समूह " ख " जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है । 
सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । टिप्पण 1 - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संब 

टिप्पण 1 - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहंक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के 
लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब 
कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से , 
इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति 
के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली है ,जिन्होंने ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर 
ली है । 
प्रतिनियुक्तिकेन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी, 
( क ) ( i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 

( ii ) जिन्होंने 5000 - 8000/ - रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और 

( iii ) जिन्होंने 4500 - 7000/ - रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है, और 
( ख ) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/ सांख्यिकी गणितीय/ सांख्यिकी/विज्ञान ( मुख्य विषय 

के रूप में भौतिकी सहित ) कम्पयूटर/ विज्ञान/ इलैक्ट्रानिकी/ कम्पयूटर कार्यक्रमण विषयों में से किसी एक 
विषय सहित डिग्री या समतुल्य है और जिनकी आंकड़ा प्रविष्टि कार्य में प्रति घंटा 8000 कुंजी अवनमन 

से अन्यून की गति है । 
टिप्पण 1 : आंकड़ा प्रविष्टि कार्य में प्रति घंटा 8000 कुंजी अवनमन की गति का अधिनिर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा 

ई. ढ़ी . फी . मशीन की गति परीक्षण का संचालन करके किया जाएगा । 
टिप्ण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के 

लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए 
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । ( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी 
या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बास्य पद पर 

प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) 
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 

वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


13 


14 
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
करना आवश्यक नहीं है । 


समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए ) 
जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
1. उप -मुख्य प्रशासन अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 
और संयुक्त सचिव का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय 

- अध्यक्ष 
2. प्रशासनिक रूप से संबद्ध अवर सचिव , रक्षा 
मंत्रालय 

- सदस्य 
3. संकेत आसूचना निदेशालय, सेना मुख्यालय , 
रक्षा मंत्रालय से सिविलियन स्टाफ आफिसर की 
या समतुल्य प्रास्थिति का अधिकारी 

- सदस्य 


[ फा . सं. ए/ 45610/ सीएओ/ आर- II ] 
एन . के . फूकन, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


726 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[Part II - SEC . 4 ] 


New Delhi, the 16th October, 2000 
S . R . O . 249. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Ministry of Defence , Army Headquarters, General Staff Branch , Signal Intelligence Directorate, 
(Group ‘ A ’ and Group B posts) Recruitment Rules , 1995 and the Ministry of Defence, Signal Intelligence Directorate, 
General Stass Branch , Army Headquarters (data Entry Operators Group C posts Recruitment Rules , 1991 in so far 
they relate to the post of Data Entry Operator Grade ‘ D , except as respects things done or omitted to be done before 
such supersession , the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group A 
and Group B posts, in ArmyHeadquarters , General Staff Branch , Signal Intelligence Directorate , Ministry of Defence, 
namely : - - 

1. Short title and commencement. ( 1) These rules may be called the Ministry of Defence , Army Head Quarters 
General Staff Branch , Signal Intelligence Directorate , (Group ‘ A ’ and Group B posts) Recruitment Rules, 2000. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . Number of posts, classification and scale of pay . The number of the said posts , their classification and 
the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the Schedule annexed to these rules. 

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc . -- The method of recruitment to the said posts, 
age limit , qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to ( 14 ) of the said Schedule. 

4 . Disqualification . -- No person 
( a ) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 

(b ) who having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 
any person from the operation of this rule. 

5 . Power to relax . - -Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , 
it may , by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission , 
relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 

6 . Saving .-- -Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex - Servicemen and other special categories of 
persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard . 

SCHEDULE 
Name of post Number Classification Scale of pay Whether selection Age limit for direct recruits 
of posts 

by merit or selection 
cum - seniority or non 

selection post 
3 

4 
1 . Deputy 1 * General Rs .14300 - Selection by 

Not applicable 
Director (2000 ) Central 400 - 18300 /- merit 
Signal * Subject to Service 
Intelligence variation Group ‘ A ’, 
(Research ) dependent Gazetted 

on workload Non -Ministerial 


Whether benefit Educational and other qualifica - Whether age and Period of Method of recruitment, 
of added years tions required for direct recruits educational qualifi- probation , whether by direct recruit 
of service admis 

cations prescribed for if any ment or by promotion or 
sible under Rule 

direct recruits 

by deputation or by absorp 
30 of the Central 

will apply in the case 

tion and percentage of the 
Civil Service 

of promotees 

posts to be filled by 
(Pension ) Rules, 

various methods 
1972 

9 10 

11 
No Not applicable 

Not applicable Not Promotion failing which by 

applicable deputation 


[ 971 II - UUS 4 ] 


46587 AT 79147 : 7946 11, 2000 /af720 , 1922 


727 


In case of recruitment by promotion or deputation or absorption , grades from which promotion or deputation or absorp 
tion to be made . 


(12 ) 


Promotion : 
Principal Research Officer with five years regular service in the grade, failing which Principal Research Officer with 
ten years conbined regular service in the grades of Principal Research Officer and Senior Research Officer. 
Note 1 : The existing incumbent of Principal Research Officers on the date of notification of these revised rules 
shall be considered for promotion on completion of three years regular service in the grade failing which eight years 
combined service as Principal Research Officer and Senior Research Officer. 
Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion , 
their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more 
than half of such requisite qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully com 
pleted their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already com 
pleted such qualifying/eligibility service. 
Deputation 
The Armed Forces Personnel of the rank of Lieutenant Colonel and above or equivalent and possessing the following 
qualifications and experience : 
(a ) Degree in mathematics/ Science (Electronic)/ Computer Science Computer Programming from a recognised Uni 
versity or equivalent. 
(b ) At least fifteen years regular service as a Cipher Officer in Corps of Signals. 
(c ) Must have qualified on Electronic Data Processing ADP Course at Military College of Telecommunication Engi 
neering Mhow , or having a diploma in Computer Programming from a recognised University /Institute . 
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible 
for consideration for appointment on deputation . Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for 
appointment by promotion . Period of deputation including period of deputation in another ex -cadre post held immedi 
ately preceding this appointment in the same or someother organisation /department of the Central Government shall 
ordinarily not to exceed five years . 
Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing 
date of receipt of applications. 


· If a Departmental 
Promotion Committee 
exists , what is its 
composition . 


Circumstance in 
which Union Public 
Service Commission 
is to be consulted 
in making recruitment 


( 14 ) 


Consultation with Union Public 
Service Commission not necessary. 


— Chairman . 


( 13 ) 
Group A departmental Promotion Committee 
(for considering promotion ) 

Chairman /Member , Union Public Service 
Commission 
Joint Secretary and Chief Administrative 
Officer,Ministry of Defence 
Joint Secretary administratively concerned , 
Ministry of Defence 
Officer of the status of the Major General from 
Signal Intelligence Directorate, Ministry of Defence — 


-Member 


- Member. 


-- Member. 


728 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


(PART II — Sec . 4 ) 


Princinal 


2 * 


Selection by 
merit 


Not applicable 


2 . Principal 

Research 
Officer 


Not applicable 


( 2000 ) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on work 
load 


General Rs. 12000 
Central 375 - 16500/ 
Service 
Group A 
Gazetted 
Non -Ministerial 


9 


10 


11 


Not applicable. 


Not applicable. 


Not applicable 


Promotion failing which 
by deputation . 


12 


Promotion : 
Senior Research Officer with five years regular service in the grade . 
Note : Where juniors who have completed their qualifying /eligibility service are being considered or promotion , their 
seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than 
half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation 
period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ 
eligibility service. 
Deputation : 
The Armed Forces Personnel of the rank of Lieutenant Colonel and above or equivalent and possessing the following 
qualifications and experience 
(a) Graduate in Mathematics/ Science (Electronic)/ Computer Science/Computer Programming from a recognised 

University or equivalent. 
(6 ) At least twelve years regular service as a Cipher Officer in the Corps of Signals. 
(c) Must have qualified on Electronics Data Processing/ADP Course at Military College of Telecommunication 

Engineering, Mhow or having a diploma in Computer Programming from a recognised University / Institute. 
Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall notbe eligible for 
consideration for appointment on deputation . Similarly , deputationists shall not be eligible for consideration for 
appointment by promotion . Period of deputation including period ofdeputation in another ex -cadre post held immediately 
preceding this appointment in the sameor some other organisation /department of the CentralGovernment shall ordinarily 
not to exceed four years . 
Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be , not exceeding 56 years as on the closing date 
of receipt of applications. 


13 


14 


Consultation with Union Public Service 
Commission not necessary . 


- Chairman . 


Group ‘ A ’ Departmental Promotion Committee 
( for considering promotion ) 
1. Chairman Member , Union Public Service 

Commission 
Joint Secretary and Chief Administrative 
Officer, Ministry of Defence 
Joint Secretary administratively concerned , 

Ministry of Defence 
4 . Officer of the status of the Major General from 

Signal Intelligence Directorate , General Staff Branch , 
Army Headquarters, Ministry of Defence 


- Member. 


- Member 


- Member. 


[ 47 ] Il - QUE 4 ] 


41387 at 757971 : 70tor 11, 2000 /curca 20 , 1922 


4 


No 


3 . Senior 

Research 
Officer 


Selection 
cum 
seniority 


(2000 ) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on work 
load 


General Rs. 10000 
Central 325- 15200 / 
Service 
Group A 
Gazetted 
Non -Ministerial 


Not exceeding 40 years 
Note 1 : Relaxable for 
Government servants 
upto five years in accor 
dance with the instruc 
tions or orders issued by 
the Central Government. 
Note 2 : The crucial date 
for determining the age 
limit shall be the closing 
date for receipt of 
applications from 
candidates in India (and 
not the closing date 
prescribed for those in 
Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, 
Nagaland , Tripura , 
Sikkim , Ladakh Division 
of Jammu and Kashmir 
State , Lahaul and Spiti 
district and Pangi Sub 
Division of Chamba 
district of Himachal 
Pradesh , Andaman and 
Nicobar Islands or 
Lakshadweep). 


Essential : 
(i) Master s degree in Mathematics/Statistics or Mathematical Statistics /Electronics /Computer Science from a 

recognised University or equivalent. 
( ii) Diploma/ Interpretership in a foreign language (Exact Language to be specified at the time of each recruitment). 
( iii) Five years research experience in Mathematics or Mathematical Statistics or in work involving application on 

Theory ofNumbers or Groups. 
Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates 
otherwise well qualified . 
Note 2 : The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission 
in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes . If, at any stage of selection , the Union 
Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the 
requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them . 
Desirable : Training/ experience in programming on Electronic Data Processing System . 


10 


11 


One year for direct 
recruits 


Age : No 
Educational qualifications : 
To the extent indicated in 
column ( 12 ) 


(i) 75 % by promotion failing which by deputation . 
( ii ) 25 % by deputation failing which by direct 

recruitment. 


730 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11 , 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[PART II — Sec . 4 ] 


12 


Promotion : 


Research Officer with five years regular service in the grade failing which Research Officer with six years combined 
regular service in the grades of Research Officer and Junior Research Officer out of which two years must be in the 
Research Officer Grade and possessing the following educational qualifications : 


Master s degree in Mathematics / Statistics Mathematical Statistics/ Electronics/ Computer Science from a recognised 
University / Institute . 


Note 1 : The Research Officer holding the post on a regular basis on the date ofnotification of these rules shall continue 
to be eligible for promotion , if they possess a degree in Mathematics/ Statistics/Mathematical Statistics. 


Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion , 
their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more 
than half of such requisite qualifying /eligibility service or two years whichever is less , and have successfully completed 
their probation period , if prescribed . 


Deputation 


Defence Service Officers of the rank of Major or equivalent from the Corps of Signals possessing the following 
qualifications : 


(a ) Graduate in Mathematics/Science (Electronic )/ Computer Programming from a recognised University or equivalent. 


(6 ) At least ten years regular service as a Cipher Officer in the Corps of Signals. 


(c) Must have qualified on Electronics Data Processing/ADP Course at Military College of Telecommunication 

Engineering, Mhow or having a diploma in Computer Programming from a recognised University /Institute . 


Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for 
consideration for appointment on deputation . Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for 
appointment by promotion . Period of deputation including period of deputation in another ex - cadre post held immediately 
preceding this appointment in the same or some other organisation /department of the Central Government shall ordinarily 
not to exceed three years. 


Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be , not exceeding 56 years as on the closing date 
of receipt of applications. 


13 


14 


Consultation with Union Public Service 
Commission necessary while making 
direct recruitment. 


Group ‘ A ’ Departmental Promotion Committee 
(for considering promotion /confirmation ): 
1. Joint Secretary and Chief Administrative 

Officer, Ministry of Defence 
2. Joint Secretary administratively concerned , 

Ministry of Defence 


Chairman 


-Member 


3. 


Officer of the rank of Brigadier / 
Deputy Director (R )/Director (SI - 2 ) from Signal 
Intelligence Directorate , General Staff Branch , 
Army Headquarters, Ministry of Defence 


- Member 


4 . Research 


No 


Officer. 


Selection 
cum 
seniority . 


11 * 
(2000 ) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on work 
load . 


General Rs. 8000 
Central 275 -13500 / 
Service 
Group ‘ A 
Gazetted , 
Non 
Ministerial. 


Not exceeding 35 years 
Note 1 : Relaxable for 
Government servants up 
to 5 years in accordance 
with the instructions or 
orders issued by the Central 
Government. 
Note 2 : The crucial date 
for determining the age 
limit shall be the closing 
date for receipt of 
applications from 
candidates in India (and 
not the closing date 
prescribed for those in 
Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, 
Nagaland , Tripura , 
Sikkim , Ladakh Division 
of Jammu and Kashmir 
State , Lahaul and Spiti 
district and Pangi Sub 
Division of Chainba 
district of Himachal 
Pradesh , Andaman and 
Nicobar Islands or 
Lakshadweep ) . 


Essential : 
(i) Master s degree in Mathematics/ Statistics or Mathematical Statistics/ Electronics/Computer Science from a 

recognised University or equivalent. 


( ii ) Diploma/Interpretership in a foreign language (exact language to be specified at the time of each recruitment). 


( iii) Three years Research experience in Mathematics or Mathematical Statistics/ Computer Programming or in work 

involving applications on Theory of Numbers or Groups. 


Note 1 :- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates 
otherwise well qualified . 


Note 2 :- The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service 
Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If, at any stage of selection , 
the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities 
possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them . 


Desirable : Training/ experience in programming on Electronic Data Processing System . 


2929 GI/ 20007 


732 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2 


NANTINA 


- 


(9 ) 


(10 ) 


(11) 


One year for direct 
recruits and promotees. 


By promotion failing which by deputation , failing 
both by direct recruitment. 


Age : No 
Educational qualifications : 
To the extent indicated in 
column ( 12 ) 


(12 ) 


Promotion : 
Junior Research Officer with two years regular service in the grade and possessing the following educational qualifi 
cations : 


Diploma/Interpretership in one of the following languages viz . Chinese , Burmese , Tibetan , Bhutanese , Nepalese , 
Sinhalese , Indonesian , Malaysian , Russian , Pushto , Persian and Arabic from a recognised University /Institution . 
Note 1 : Junior Research Officers recruited on direct recruitmentbasis and holding the post on regular basis on the date 
of notification of this revised rule are exempted from possessing of the above qualifications. 
Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion , 
their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more 
than half of such requisite qualifying/eligibility service or two years whichever is less , and have successfully completed 
their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who are have already completed 
such qualifying/eligibility service. 
Deputation : 
Defence Service Officers of the rank of Captain and above from the Corps of Signals possessing the following 
qualifications : 
(a ) Degree in Mathematics/Science ( Electronics)/Computer Science/ Computer (Programming from a recognised 

University or equivalent. 
(b ) At least five years regular service as a Cipher Officer in the Corps of Signals . 
(c ) Must have qualified on Electronics Data Processing /ADP Course at Military College of Telecommunications 

Engineering ,Mhow or having a diploma in Computer Programming from a recognised University /Institute . 
(d ) Diploma/Interpretership in one of following lanugauges viz Chinese, Burmese, Bhutanese , Tibetan , Nepalese, 

Sinhalese , Indonesian , Malaysian , Russian , Pushto , Persian and Arabic from a recognised University / Institution . 
Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for 
consideration for appointment on deputation . Similarly , deputationists shall not be eligible for consideration for 
appointment by promotion . Period of deputation including period of deputation in another ex -cadre post held immediately 
preceding this appointment in the same or some other organisation /department of the CentralGovernment shall ordinarily 
not to exceed three years . 
Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be, not exceeding 56 years as on the closing date 
of receipt of applications . 


( 13 ) 


(14 ) 
Consultation with the Union Public Service 
Commission necessary while making 
direct recruitment and promotion . 


- Chairman 


- Member 


Group ‘ A ’ Departmental Promotion Committee 
( for considering promotion ) : 
1. Chairinan /Member, Union Public Service 

Commission 
2 . Joint Secretary and Chief Administrative 

Officer, Ministry of Defence 
3 . Joint Secretary administratively concerned , 

Ministry of Defence 
4 . Officer of the rank of the Brigadier /Deputy 

Director (R ) from Signal Intelligence Directorate , 
General Staff Branch , Army Headquarters, 
Ministry of Defence 


- Member 


- Member 


[ M II — QUG 4 ] 


Ara 


1995 : 790 11, 2000 / child at 20 , 1922 


733 


(13) 


Group ‘ A ’ Departmental Promotion Committee 
(for considering confirmation ) : 


1. Joint Secretary and Chief Administrative 

Officer, Ministry of Defence 


- Chairman 


2. Joint Secretary administratively concerned , 

Ministry of Defence 


- Member 


3 . Officer of the rank of Brigadier/DDSI 

(R )/Director SI- 2 or equivalent from Signal 
Intelligence Directorate, General Staff Branch , 
Army Headquarters ,Ministry of Defence 


- Member 


2 


3 


4 


No 


5 . Junior 

Research 
Officer 


Selection 
cum 
seniority 


28 * 
(2000 ) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on work 
load . 


General Rs. 7500 
Central 250 - 12000 . 
Service 
Group ‘ B 
Gazetted 
Non -Ministerial. 


Not exceeding 30 years. 
Note 1 : Relaxable for 
Government servants 
upto five years in accor 
dance with the instruc 
tions or orders issued by 
the Central Government. 


Note 2 : The crucial date 
for determining the age 
limit shall be the closing 
date for receipt of 
applications from 
candidates in India (and 
not the closing date 
prescribed for those in 
Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, 
Nagaland , Tripura , 
Sikkim , Ladakh Division 
of Jammu and Kashmir 
State, Lahaul and Spiti 
district and Pangi Sub 
Division of Chamba 
district of Himachal 
Pradesh , Andaman and 
Nicobar Islands or 
Lakshadweep ). 


Essential : 
(i) Master s degree in Mathematics/Statistics or Mathematical Statistics /Electronics/ Computer Science from a 

recognised University or equivalent. 
( ii ) Diploma/Interpretership in a foreign language (Exact Language to be specified at the time of each recruitment). 
(iii) Two years research experience in Mathematics or Mathematical Statistics/ Computer programming or in work 

involving application on Theory of Numbers or Groups. 


734 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[PART 11 — Sec . 4 ] 


Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates 
otherwise well qualified . 


Note 2 : The qualification (s) regarding experience is / are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission 
in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If , at any stage of selection , the Union 
Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the 
requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them . 


9 


10 


11 


Two year for direct 
recruits 


(i) 66 - 2/ 3 % promotion failing which by deputation . 
( ii ) 33 - 1/ 3 % direct recruitment. 


Age : No 
Educational qualifications : 
To the extent indicated in 
column (12) . 


Promotion : 


Senior Technical Assistant with three years regular service in the grade possessing a diploma/Interpretership in 
Chinese, Burmese , Tibetan , Bhutanese , Nepalese , Sinhalese , Indonesian, Malyasian , Russian , Pushto , Persian and 
Arabic from a recognised University /Institution . 


Note 1 : Senior Technical Assistants recruited on direct recruitment basis and holding the post on regular basis on the 
date of notification of this revised rule are exempted from processing of the above qualifications. 


Note 2 : Where Juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion , 
their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more 
than half of such requisite qualifying /eligibility service or two years whichever is less , and have successfully completed 
their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their Juniors who have already completed such 
qualifying /eligibility service. 


Deputation : 


Defence Service Officers of the rank of 2nd Lieutenant and above from the Corps of Signals possessing the following 
qualifications : 


(a ) Degree in Mathematics/ Science (Electronic)/Computer Science/ Computer Programming from a recognised 

University . 


(b ) At least three years regular service as a Cipher Officer in the Corps of Signals. 


(c ) Must have qualified on Electronic Data Processing/ADP Course at Military College of Telecommunication 

Engineering,Mhow or having a diploma in Computer Programming from a recognised University /Institute . 
(d ) Diploma/Interpretership in one of the following languages viz . Chinese, Burmese, Bhutanese, Tibetan , 

Nepalese , Sinhalese, Indonesian , Malyasian , Russian, Pushto , Persian and Arabic from a recognised 
University /Institution . 


Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for 

consideration for appointment on deputation . Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration 
for appointment by promotion . Period of deputation including period of deputation in another ex -cadre post 
held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation / department of the 

Central Government shall ordinarily not to exceed three years . 
Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date 

of receipt of application . 


[ 411 11 - Gus 4 ] 


Hra on 1947 : Foto 11. 2000 / Chito 20 , 1922 


735 


14 


Group ‘B ’ Departmental Promotion Committee 
( for considering promotion /confirmation ) 


Consultation with the Union Public 
Service Commission necessary while 
making direct recruitment. 


1 . 


2 . 


Joint Secretary and Chief Administrative 
Officer,Ministry of Defence -- Chairman . 
Director/Deputy Secretary Administratively 
concerned , Ministry of Defence _ Member . 
Officer of the status of Brigadier/ Director (SI- 2 )/ 
Deputy Director ( R ) or equivalent from Signal 
Intelligence Directorate, Army Headquarters, 
Ministry of Defence - Member. 


3 . 


2 


3 


5 


No 


6 . Senior 

Technical 
Assistant. 


Non 
Selection 


(LUVO ) 


47 * 
(2000 ) 
* Subject to 
variation 
depending 
on work - 
load . 


General Rs.6500 
Central 200 - 10500 / 
Service , 
Group B 
Non -Gazetted 
Non -Ministerial. 


Not exceeding 30 years. 
Note 1 : Relaxable for 
Government servants 
upto five years in accor 
dance with the instruc 
tions or orders issued by 
the Central Government. 
Note 2 : The crucial date 
for determining the age 
limit shall be the closing 
date for receipt of 
applications from 
candidates in India (and 
not the closing date 
prescribed for those in 
Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur , 
Nagaland , Tripura , 
Sikkim , Ladakh Division 
of Jammu and Kashmir 
State , Lahaul and Spiti 
district and Pangi Sub 
Division of Chamba 
district of Himachal 
Pradesh , Andaman and 
Nicobar Islands or 
Lakshadweep ). 


Essential : 
(i) Master s degree in Mathematics / Statistics or Mathematical Statistics / Electronics /Computer Science from a 

recognised University or equivalent. 
( ii ) Research experience in Mathematics or Mathematical Statistics/Computer Programming or in work involving 

applications on theory of Numbers or Groups. 
Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates 
otherwise well qualified . 


736 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[PART II — Sec. 4 ) 


- 


(8 ) 


wualification (s) regards scheduled Castes or Scheurmandidates 
from these 


Note 2 : The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission 
in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. if , at any stage of selection , the Union 
Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the 
requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them . 


1 


Desirable : 


(i) Knowledge of a foreign language (to be specified at the time of each recruitment). 


( ii ) Training experience in programming on Electronics Data Processing System . 


10 


Two years for direct 
recruits 


(i) 10 % by promotion failing which by direct 
recruitment. 


(ii) 90 % by direct recruitment. 


12 


13 


14 


Promotion : 
Data Entry Operator Grade 
D with three years regular 
service in the grade. 
Note : Two years regular service 
for existing incumbents of Data 
Entry Operators Grade D on 
the date of notification of these 
revised rules . 


Group B Departmental Promotion 

Consultation with Union 
Committee 

Public Service Commission 
(for considering promotion /confirmation ) : necessary while making direct 
1. Joint Secretary and Chief Administrative recruitment. 
Officer, Ministry of Defence 

- Chairman 
2 . Director/Deputy Secretary administratively 
concerned , Ministry of Defence ---Member 
3. Oflicer of the status of Lieutenant Colonel 
or equivalent from Signal Intelligence Directo 
rate, Army Headquarters,Ministry of Defence - Member 


Selection -cum 
seniority . 


Not applicable 


7 . Data Entry 

Operator 
Grade D 


Not applicable 


10 * 
(2000 ) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on work 
load . 


General Rs.5500 - 
Central 175 - 9000 /- 
Service , 
Group B 
Non -Gazetted 
Non -Ministerial. 


Not applicable. 


Not applicable. 


Two Years. 


By Promotion failing which 
by deputation . 


12 


Promotion : 


Data Entry Operator Grade B with six years regular service in the grade . 


Note : Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion , their 
seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than 
half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less , and have successfully completed their proba 
tion period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such 
qualifying/eligibility service . 
Deputation : 
Officers of the CentralGovernment : 


(a ) (i) holding analogous posts on regular basis ; 


OR 


( ii ) with three years regular service in posts in the pay scale of Rs. 5000 -8000 /- or equivalent; 

OR 
( iii) with six years regular service in posts in the pay scale of Rs. 4500 -7000 /- or equivalent, and 
(b ) possessing Bachelor s degree with Mathematics/Statistics/Mathematical Statistics/ Science (with Physics as a main 
subject)/Computer Science/Electronics/Computer Programming as one of the subjects from recognised University or 
equivalent and a speed of not less than 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work . 
Note 1 : The speed of 8000 Key Depressions per hour for Data Entry Work is to be judged by conducting a speed test on 
the EDP Machine (s) by the Competent Authority . 
Note 2 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotions shall not be eligible 
for consideration for appointment on deputation . Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for 
appointment by promotion . Period of deputation including period of deputation in another ex -cadre post held immedi 
ately preceding this appointment in the same or some other organisation /department of the Central Government shall 
ordinarily not to exceed three years. 
Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date 
of receipt of applications. 


13 


14 


Consultation with Union Public Service 
Commission not necessary 


- - Chairman 


Group B Departmental Promotion Committee 
(for considering promotion ) : 
1 . Deputy Chief Administrative Officer, 

Office of the Joint Secretary and Chief 
Administrative Officer 
Under Secretary administratively concerned , 
Ministry of Defence 

( To be nominated by MOD Establishment) 
3 An Officer of the status of Civilian Staff Officer 

or equivalent from Signals Intelligence Directorate , 
Army Headquarters, Ministry of Defence 


- - Member. 


- Member. 


[F . No. A /45610 /CAO /R - II ] 
N .K . PHUKAN , Dy. Chief Administrative Officer 


- - 


- 


- 


नई दिल्ली , 11 सितम्बर, 2000 
का . नि . आ . 250 . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय , के 
सशस्त्र बल मुख्यालयों और अन्तर सेवा संगठन , ज्येष्ठ अनुवादक ( अंग्रेजी/हिन्दी ) और कनिष्ठ अनुवादक ( अंग्रेजी/हिन्दी ) भर्ती नियम , 1988 को 
उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , सशस्त्र बल मुख्यालय और 
अन्तर सेवा संगठन , रक्षा मंत्रालय में कनिष्ठ अनुवादक ( अंग्रेजी/हिन्दी ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठन , कनिष्ठ 
अनुवादक ( अंग्रेजी/हिन्दी ) भर्ती नियम, 2000 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2 . पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) से स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ ( 5 ) से स्तम्भ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निर्हरता : वह व्यक्ति, 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य 
पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान चयन - सह सीधे भर्ती किए जाने 

सेना में जोड़े गए वषो 
ज्येष्ठता या वाले व्यक्तियों के लिए का फायदा केन्द्रीय 
योग्यता के आयु सीमा 

सिविल सेवा (पेंशन ) 
आधार पर 

नियम, 1972 के 
चयन अथवा 

नियम 30 के अधीन 
अचयन पद 

अनुज्ञेय है या नहीं 
22 3 4 

5 

6 
कनिष्ठ अनुवादक 42 * ( 2000 ) साधारण केन्द्रीय 5000 - 150 - लागू नहीं 28 वर्ष से अधिक नहीं । 
( अंग्रेजी/हिन्दी ) 

सेवा समूह ग 8000 रु . होता ( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 
अराजपत्रित 

गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
* कार्यभार अननुसचिवीय 

सरकारी सेवकों के लिए शिथिल 
के आधार 

करके 40 वर्ष तक ( अनुसूचित जातियों 
पर परिवर्तन 

और अनुसूचित जनजातियों के 
किया जा 

अभ्यर्थियों की बाबत 45 वर्ष ) की 
सकता है । 

जा सकती है । 
टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के 


नहीं 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11 , 2000 / कार्तिक 20 , 1922 


739 


लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो 
असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , 
मिजोरम, मणिपुर , नागालैंड , त्रिपुरा , 
सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के 
लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा 
जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और 
निकोबार द्वीप या लक्षदीप के अभ्यर्थियों 
के लिए विहित की गई है ।) 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


9 


10 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


डिग्री स्तर पर हिन्दी / अंग्रेजी एक अनिवार्य और 
वैकल्पिक विषय सहित अंग्रेजी/हिन्दी में मास्टर 
डिग्री; 


या 


हिन्दी और अंग्रेजी मुख्य विषयों (जिसके अंतर्गत 
अनिवार्य और वैकल्पिक पद भी सम्मिलित है ।) 
सहित बैचलर डिग्री । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा 


12 
लागू नहीं होता 


सीधी भर्ती द्वारा । 
टिप्पण : - पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन 
छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि 
के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित 
अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, अर्थात् --- 
( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
(ii ) जिन्होंने 4000 - 6000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले 

पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है ; या 
( iii ) जिन्होंने 3050 - 4590 रु. के वेतनमान वाले पदों पर 16 

वर्ष नियमित सेवा की है । 
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या 
किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित 
किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है ; साधारणतया 
तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए 
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 
वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


2929 GI/DKK) _ 8 


740 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000/KARTIKA 20 , 1922 


[ PART II - SEC . 4 ] 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है , तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में 
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । 


13 


14 


लागू नहीं होता 


समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति ( सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की पुष्टि 
के संबंध में विचार करने के लिए ) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
1. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य 

प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय – अध्यक्ष 
2. सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय और वायुसेना मुख्यालय , 

रक्षा मंत्रालय से सिविलियन स्टाफ आफिसर या समतुल्य 
प्रास्थिति का एक अधिकारी 

- सदस्य 


[ फा . सं. ए/ 33981/ सीएओ/ आर-II ] 
एन . के . फूकन , उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


New Delhi, the 11th September, 2000 
S. R. O . 250. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Ministry of Defence, Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations, Senior Translator 
(English /Hindi) and Junior Translator (English /Hindi) Recruitment Rules, 1988 , except as respects things done or 
omitted to be done before such supersession , the President hereby makes the following rules regulating the method of 
recruitment to the post of Junior Translator (English /Hindi) in the Armed Forces Headquarters and Inter Service 
Organisations, Ministry of Defence, namely : 

1. Short title and commencement : - (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Armed Forces 
Headquarters and Inter Service Organisations, Junior Translator (English /Hindi) Recruitment Rules, 2000 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2 . Number of post, classification and scale of pay. — The number of the said post , their classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4) of the Schedule annexed to these rules. 

3 . Method of recruitment, age limit and qualifications etc.-~- The method of recruitment to the said post, 
age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5 ) to (14 ) of the 
Schedule. 

4 . Disqualification . — No person , 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 

(b ) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the CentralGovernmentmay,if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule. 

5. Power to relax. - Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it 
may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class 
or category of persons. 

___ 6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required 
to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex -servicemen , Other Backward Classes in accordance 
with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard . 


[ 4m 11 - 905 4 ] 


41 DT 7595 : 79104 11, 2000 /callceti 20 , 1922 


741 


- 


- 


- 


SCHEDULE 


Number of 


Name of 
post 


post 


2 


4 


Classifi- Scale of Whether 
cation pay selection 

by merit or 
selection cum 
seniority or 
non -selection 
post 

5 
General Rs. 5000 - Not 
Central 150 - 8000 applicable 
Service 
Group C 
Non 
Gazetted 
Non 
Ministerial 


1. Junior 42 * 

Translator (2000 ) 
( English / * Subject 
Hindi) to variation 

dependent 
on work 
load . 


Age limit for direct Whether benefit 
recruits 

of added years of 
service admissible 
under rule 30 of 
the Central Civil 
Service (Pension ) 

Rules, 1972 
6 
Not exceeding 28 years . No 
(Relaxable upto 40 years 
upto 45 years in respect 
of Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes candi 
dates) in case of Government 
servants in accordance with 
the instructions or orders 
issued by the CentralGover 
ment. 
Note 1: The crucial date for 
determining the age limit 
shall be the closing date for 
receipt of applications from 
candidates in India (and not 
the closing date prescribed for 
those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , 
Manipur, Nagaland , Tripura , 
Sikkim , Ladakh Division of 
Jammu and Kashmir State , 
Lahaul and Spiti districts and 
Pangi Sub - Division of 
Chamba district of Himachal 
Pradesh , Andaman and 
Nicobar Islands or Laksha 
dweep ). 


Educational and other 
qualifications required 
for direct recruits 


Method of recruitment whether by direct recruitment 
or by promotion or by deputation or by 
absorption and percentage of the posts to be filled by 
various methods 


Whether age Period of 
and educational probation , 
qualifications if any 
prescribed for 
direct recruits 
will apply in 
the case of 
promotees 


10 


Not applicable 


Two years. 


- 8 
“Master s degree in 
English /Hindi with 
Hindi/ English as a 
compulsory and 
elective subject 
at degree level; 

OR 


By direct recruitment. 
Note : Vacancies caused by the incumbentbeing away 
on deputation or long illness or study leave or under 
other circumstances for a duration of one year or more 
may be filled on deputation basis from officers of Central 
Government : 
(a ) (i) holding analogous posts on regular basis; or 


742 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20, 1922 


[ PART II - SEC . 4 ] 


9 


10 


___ 11 


Bachelor s degree 
with Hindi and English 
as main subjects (which 
includes the term compulsory 
and elective) ". 


( ii ) with eight years regular service in posts in the scale 
of Rs. 4000 -6000 /- or equivalent; or 
(iii) with sixteen years regular service in posts in the 
scale of Rs. 3050 -4590 / 
(Period of deputation including the period of deputation 
in another ex -cadre posts held immediately preceding 
this appointment in the same of some other organi 
sation /department of the Central Government shall 
ordinarily not exceed 3 years). 
The maximum age limit for appointmentby deputation 
shall be not exceeding 56 years as on the closing date of 
receipt of application . 


If a Departmental promotion 
Committee exists, what is 
its composition 


Circumstances in which Union 
Public Service Commission is 
to be consulted in making recruitment 


In case of recruitment by 
promotion or deputation or 
absorption , grades from 
which promotion or 
deputation or absorption 
to be made 


(13) 


4 . 


(12 ) 

(14 ) 
Not applicable. Group C Departmental Promotion 

Not applicable 
Committee (for considering 
confirmation of direct recruits 
consisting of) : 
1. Senior Administrative Officer, 
Office of the Joint Secretary and 
Chief Administrative Officer, 
Ministry of Defence - Chairman. 
2 . An officer of the status of 
Civilian Staff Officer or equivalent 
from Army Headquarters, Naval 
Headquarters and Air Headquarters , 
Ministry of Defence - Members. 

[File No. A / 33981/CAO /R - II ] 
N . K . PHUKAN , Dy. Chief Administrative Officer. 

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2000 
का . नि . आ. 251. -- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना मुख्यालय, साधारण 
कर्मचारिवृन्द शाखा, सैनिक प्रशिक्षण निदेशालय ( स्वर लिपिकार ) भर्ती नियम , 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे 
अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , सैनिक प्रशिक्षण निदेशालय, साधारण कर्मचारिवृन्द शाखा, सेना मुख्यालय, रक्षा 
मंत्रालय में स्वर लिपिकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना मुख्यालय, साधारण कर्मचारिवृन्द शाखा, सैनिक प्रशिक्षण 

निदेशालय ( स्वर लिपिकार ) भर्ती नियम, 2000 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे , जो इन नियमों से 

उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 
3. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आयु सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे 

संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11, 2000/ कार्तिक 20 , 1922 


743 


N 


4. निरर्हता : वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है , या 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 


5 . 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय 
विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 
शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल 

कर सकेगी । 
6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 

सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े 
वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


पद का नाम पदों की संख्या 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के लिए 
आयु सीमा 


चयन - सह 
ज्येष्ठता या 
योग्यता के 
आधार पर 
चयन अथवा 
अचयन पद 


सेवा में जोड़े गए वर्षों 
का फायदा केन्द्रीय 
सिविल सेवा (पेंशन ) 
नियम, 1972 के 
नियम 30 के अधीन 
अनुज्ञेय है या नहीं 


1 


2 


3 


4 


- 


-- 


4 


. 


स्वर लिपिकार 
( अंग्रेजी/हिन्दी ) 


लागू नहीं 
होता 


लागू नहीं 
होता 


1 * ( 2000 ) साधारण केंद्रीय 4000 - 100 - 

सेवा समूह ग 6000 रु. 

अराजपत्रित 
* कार्यभार के अननुसचिवीय 
आधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


18 से 25 वर्ष 
[ केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 
गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के लिए शिथिल 
करके 40 वर्ष तक ( अनुसूचित जातियों 
और अनुसूचित जनजातियों के 
अभ्यर्थियों को बाबत 45 वर्ष तक ) की 
जा सकती है । 
टिप्पण : -- आयु - सीमा अवधारित 
करने के लिएनिर्णायक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने 
के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो 
असम, मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , 
मिजोरम, मणिपुर , नागालैंड, त्रिपुरा, 
सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के 
लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा 
जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और 
निकोबार द्वीप या लक्षदीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई 


744 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[ PART II - SEC . 4 ] 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


___ 10 
अनिवार्यः 

लागू नहीं होता 

सीधे भर्ती किए गए 

व्यक्तियों के लिए 
1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य अर्हता । 

दो वर्ष । 
2. संगीत स्वर बदलने की योग्यता और स्वच्छ हस्तलेख । 
3. सैनिक बैंड के वाद्यों और स्वरलिपिबद्धकरण का एक 

वर्ष का अनुभव । 
4. संपूर्ण बैंड स्कोर से पृथक वाद्यों के भागों की अनुलिपि 

करने की योग्यता । 
टिप्पण : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की 
दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं ) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को 
भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । 
वांछनीय : 
सभी कुंजियों पर संगीत के स्तर बदलने का ज्ञान । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


11 


प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन द्वारा, जिसके न हो 
सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रतिनियुक्तिः 
केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकारों से, जिसके अंतर्गत पुलिस संगठन हैं , ऐसे 
अधिकारी : 
( क )( 1 ) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं , या 

( 2 ) जिन्होंने 3200 - 4900 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 

5 वर्ष नियमित सेवा की है , और 
( ख ) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ ( 8 ) के 
अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद 
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ) । 
( प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) । 
पुनर्नियोजनः 
भूतपूर्व सैनिकों और सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया 
जाएगा जो एक वर्ष की अवधि की भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में 
स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ 8 में अपेक्षित अनुभव और 
विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों 
पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है , 
तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । 
( सिविल पदों के प्रति निर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन ) 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11 , 2000/ कार्तिक 20, 1922 


745 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्शकिया जाएगा 


13 


14 


समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति ( सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की पुष्टि 

लागू नहीं होता । 
के लिए ) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
___ 1. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य 

प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष 
2. अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय ( स्थापन प्रभाग/रक्षा 

मंत्रालय द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा ) - सदस्य 
सैनिक प्रशिक्षण निदेशालय, साधारण कर्मचारिखन्द शाखा 
सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय से सिविलियन स्टाफ 
आफिसर की प्रास्थिति का अधिकारी या समतुल्य 
अधिकारी 

- सदस्य 

[ फा . सं. 67246/ सीएओ/ आर -II ] 

एन . के. फूकन , उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 
New Delhi, the 27th September, 2000 
S. R . O . 251. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Army Headquarters, General Staff Branch , Military Training Directorate (Music Manuscript Writer) 
Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Music Manuscript Writer in 
Military Training Directorate , General Staff Branch , Army Headquarters, Ministry of Defence, namely : 

1. Short title and commencement : - (1) These rules may be called the Army Headquarter, General Staff 
Branch , Military Training Directorate (Music Manuscript Writer ) Recruitment Rules, 2000 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2. Number of post , classification and scale of pay. --- The number of the said posts, their classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the Schedule annexed to these rules. 

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc. — The method of recruitment to the said post, 
age limit , qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5 ) to ( 14 ) of the 
Schedule. 

4 . Disqualification. - - No person , 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 

( b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 
shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the CentralGovernment may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to themarriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 

5 . Power to relax. - Wherethe Central Government is of the opinionthat it is necessary or expedient so to do , 
itmay , by order and for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons. 

6 . Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation , relaxation of age limit and other concessions required 
to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex -servicemen , Other Backward Classes and other 
special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this 
regard . 





746 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[PART II - Sec . 4 ] 


pame of 


Name of 
post 


Number of 
posts 


Number of 


Classifi - 
cation 


Scale of 
pay 


Age limit for direct 
recruits 


SCHEDULE 
Whether selec- 
tion by merit 
or selection 
cum -seniority 
or Non 
selection post 


Whether benefit 
of added years of 
service admissible 
under rule 30 of 
the Central Civil 
Service (Pension ) 
Rules , 1972 


- 


Music 
Manuscript 
Writer 


( 2000 ) 
* Subject 
to variation 
dependent 
on work 
load . 


General Rs. 4000 - Not 
Central 100 -6000 applicable 
Service 
Group C 
Non 
Gazetted 
Non 
Ministerial 


18 to 25 years . 

Not applicable . 
Relaxable upto 40 years 
(upto 45 years in respect 
of Schedule Castes and 
Schedule Tribes candidates) 
in case of Government ser 
vants in accordance with 
the instructions or orders 
issued by the Central 
Government. 
Note : The crucial date for 
determining the age limit 
shall be the closing date for 
receipt of applications from 
candidates in India (and not 
the closing date prescribed for 
those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh ,Mizoram , 
Manipur, Nagaland, Tripura , 
Sikkim , Ladakh Division of 
Jammu and Kashmir State , 
Lahaul and Spiti Districts and 
Pangi Sub -division of Chamba 
District of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands 
or Lakshadweep ). 


- 


- - 


- 


Educational and other 
qualifications required 
for direct recruits 


Method of recruitment whether by direct recruitment 
or by promotion or by deputation or by 
absc rtion and percentage of the posts to be filled by 
various methods 


Whether age Period of 
and educational probation , 
qualifications if any 
prescribed for 
direct recruits 
will apply in 
the case of 
promotees 

9 
Not applicable Two years. 

for direct 
recruits. 


10 


11 


By deputation / re -employment 
failing which by direct recruitment. 


8 
Essential: 
1 . Matriculation or 
equivalent qualification 
from a recognised Board . 
2 . Ability to transpose 
Music and Neat hand 
writing. 
3 . 1 year s experience of 
military band instruments 
and Music writing. 
4 . Ability to copy out 
separate instrumental 
paits from a full 
band score. 
Note : The qualifications 
regarding experience are 
relaxable at the discretion 


[ TT II - U15 4 ] 


4757 of 


175949 : 7 kap 11, 2000 /h 


a 


20 , 1922 


747 


8 


of the Competent Authority for 
reasons to be recorded in writing in 
case of candidates belonging to the 
Scheduled Castes and the Scheduled 
Tribes if, at any stage of selection , 
the Competent Authority is of the 
opinion that sufficient number of 
candidates from these communities 
possessing the requisite experience 
are not likely to be available to fill 
up the vacancies reserved for them . 
Desirable 
Knowledge of transposing of 
Music in all keys . 


In case of recruitment by promotion or deputation or absorption , grades from which promotion or deputation or 
absorption to be made . 


12 


Deputation 
Officers from Central/State Governments including Police Organisations : 
(a ) (i) holding analogous posts on regular basis , or 

(11) with five years regular service in posts in the scale of Rs. 3200 -4900/- or equivalent; and 
(b ) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (8 ). 
(Period of deputation including the period of deputation in another ex -cadre post held immediately preceding 
this appointment in the same of some other organisation /department of the Central Government shall ordinarily not 
exceed 3 years ). 
The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of 
receipt of applications . 
Re-employment 
Ex- servicemen or the Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of 
one year and having the requisite experience and qualifications prescribed in column (8 ) shall also be considered . Such 
persons would be given deputation termsupto the date on which they are due for release from the Armed Forces thereafter 
they may be continued on re - employment. 
( Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts ). 


If a Departmental promotion 
Committce exists , what is 
its composition . 


Circumstances in which Union 
Public Service Commission is 
to be consulted in making recruitment, 


14 


Not applicable. 


13 
Group C Departmental Promotion 
Committee ( for 
confirmation of direct recruits ) 
consisting of : 
1 . Senior Administrative Officer, 
Office of the Joint Secretary and 
Chief Administrative Officer, 
Ministry of Defence 
2 . Under Secretary , Ministry of Defence 
( to be nominated by 
Establishment Division /Ministry 
of Defence ) 
2 . Officer of the status of 
Civilian Staff Officer or equivalent 
from Military Training Directorate 
General Star Branch , Army Head 
quarters, Ministry of Defence 


- Chairman 


- Member 


- Member. 


[ File No. 67246 /CAO /R -II ] 
N . K . PHUKAN , Dy. Chief Administrative Officer 


2929 G120109 


748 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[ PART II - SEC . 4 ] 


नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2000 
सा. का . नि. 252. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, साधारण 
कर्मचारिवृन्द शाखा ( सिगनल निदेशालय ), सेना मुख्यालय , मुख्य पर्यवेक्षक ( टेलीफोन ) भर्ती नियम , 1991 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, साधारण कर्मचारिवृन्द शाखा ( सिगनल निदेशालय ) , 
सेना मुख्यालय , मुख्य पर्यवेक्षक ( टेलीफोन ) भर्ती ( संशोधन ) नियम, 2000 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. रक्षा मंत्रालय, साधारण कर्मचारिवृन्द शाखा (सिगनल निदेशालय ), सेना मुख्यालय, मुख्य पर्यवेक्षक ( टेलीफोन ) भर्ती नियम , 
1991 की अनुसूची में : 

( 1 ) स्तंभ 2 में , विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : 

" 1 * ( 2000 ) 

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । " । 
(2 ) स्तंभ 4 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् : 

" 4500 - 125 -7000 "; 
( 3 ) स्तंभ 6 में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

" 25 वर्ष तक 
केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक 

( अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की बाबत 45 वर्ष तक ) की जा सकती है । 
टिप्पण 1 - आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 

होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल स्पीति जिले तथा चंबाजिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप 

के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) " , 
( 4 ) स्तंभ 11 में , विद्यमान शीर्षक और प्रविष्टियों के स्थान, पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

" भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशतता । 


11 


" प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । "; 
( 5 ) स्तंभ 12 में , विद्यमान शीर्षक और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में , वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा । 


12 


प्रतिनियुक्ति : 

केन्द्रीय / राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी : 
( क ) ( i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 

(ii ) जिन्होंने 4000 - 100 - 6000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की 

है ; और 
( ख ) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 में विहित की गई अर्हताएं हैं । 

( प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित 
किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति 
के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । ) 


- 


[ HTT 11 - Gus 4 ] 


Era oft 17647 : 74R 11, 2000 / attan 20 , 1922 


749 


पुनर्नियोजन / प्रतिनियुक्ति : 
सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं यह रिजर्व 
में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक 
प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है । तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर 
बने रहने दिया जा सकता है । 
( सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन ) । 

( 9196 À . 66541/ HT .T.371./ 34R - II ] 

एन . के. फूकन, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 
facut : - 7 FERATA YG 79951 al. f1. 371. 161, artG 19 , 1991 GTCT Uchiara For The et il 


New Delhi, the 28th August, 2000 
S . R . O . 252. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the Presi 
dent hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence , General Staff Branch , (Signals Directorate ), 
Army Headquarters , Chief Supervisor (Telephones) Recruitment Rules, 1991, namely : 

(1 ) These rules may be called the Ministry of Defence, General Staff Branch , (Signals Directorate ), Army 

Headquarters, Chief Supervisor ( Telephones) Recruitment ( Amendment) Rules, 2000 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2 . In the Schedule to the Ministry of Defence, General Staff Branch , (Signals Directorate ), Army Headquarters, 
Chief Supervisor ( Telephones ) Recruitment Rules , 1991 : 

( 1) In column 2 , for the existing entry , the following entry shall be substituted , namely : 

" 1 * ( 2000 ) 

* Subject to variation dependent on workload" . 
(2 ) In column 4 , for the existing entry , the following entry shall be substituted , namely : 

"Rs. 4500 - 125 -7000;" 
3. in column 6 , for the existing entries , the following entries shall be substituted namely : 

" upto 25 years. 
Relaxable upto 40 years (upto 45 years in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates ) in 
case of Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the CentralGovernment. 
Note 1: The crucial date for determining the age -limit shall be the closing date for receipt of applications 
from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam , Meghalaya, Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur , Nagaland , Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and Kashmir State , 

Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub -division of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep )." ; 

(4 ) in column 11 , for the existing heading and entries, the following heading and entries shall be substituted , 
namely : 

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption 
and percentage of the posts to be filled by various methods. 

11 
" By deputation / re-employment failing which by direct recruitment."; 

(5) In column 12 , for the existing heading and entries the following heading and entries shall be substituted, 
namely : 

" In case of recruitment by promotion or deputation or absorption , grades from which promotion or deputation or 
absorption to be made . 


Deputation : 

Officers from Central/ State Governments : 
(a ) (i) holding analogous post on regular basis ; or 

(ii) holding posts carrying the pay scale ,f Rs. 4000 - 100 -6000 or equivalent with five years regular 

service ; and 


750 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11 , 2000/KARTIKA. 20, 1922 


[ PART II - SEC . 4 ] 


(b ) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 8. ( The period of deputation 

including the period of deputation in another ex - cadre post held immediately preceding this appointment 
in the same or some other Organisation /Departmentof the Central Government shall ordinarily not exceed 
three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on 
the closing date of receipt of applications ). 
Re-employment/Deputation 
The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one 
year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered . Such 
personswill be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed 
Forces ; thereafter they may be continued on re -employment. 
(Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts ). 

[ File No. 66541/CAO/ R- II ] 

N . K . PHUKAN , Dy. Chief Administrative Officer 
Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.R .O . 161 dated the 19th June , 1991 . 


( रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग ) 
क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय 

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर , 2000 
सा . का . नि . 253 . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और 
आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, टेलिफोन पर्यवेक्षक, टेलिफोन आपरेटर श्रेणी- 1 और टेलिफोन आपरेटर श्रेणी- II समूह ग 
अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय पद भर्ती नियम 1980 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या 
करने से लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग ( क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय ) में टेलिफोन पर्यवेक्षक टेलिफोन आपरेटर 
श्रेणी - 1 और टेलिफोन आपरेटर श्रेणी - II के समूह ग अराजपत्रित अननुसचिवीय, पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाते हैं अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, 

टेलिफोन पर्यवेक्षक, टेलिफोन आपरेटर श्रेणी - 1 और टेलिफोन आपरेटर श्रेणी - II समूह ग अराजपत्रित अननुसचिवीय पद भर्तीनियम , 
2000 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से 

उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) से स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 
3. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे 

संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ ( 5 ) से स्तम्भ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 
4. निरर्हता : वह व्यक्ति 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है , या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय 

विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 
5 . शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके लिए जो 

कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर 
सकेगी । 
व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े 
वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


[ भाग 1 - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11, 2000 / कार्तिक 20 , 1922 


751 


- - 


- - 


का नाम पदा का सख्या 


वगीकरण 


वेतनमान 


अनुसूची 

चयन - सह - 
ज्येष्ठता या 
योग्यता के 
आधार पर 
चयन अथवा 
अचयन पद 


सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के लिए 
आयु सीमा 


सेवा में जोड़े गए वर्षो 
का फायदा सेवा 
( पेंशन ) नियम , 
1972 के नियम 
30 के अधीन अनुज्ञेय 
है या नहीं 


23 


5 


लागू नहीं 


लागू नहीं होता 


टेलिफोन 
पर्यवेक्षक 


चयन सह 
ज्येष्ठता 


होता 


1 * ( 2000 ) साधारण केंद्रीय 5000 - 150 - 
* कार्यभार के सेवा समूह ग 8000 रु. 
आधार पर अराजपत्रित 
परिवर्तन अननुसचिवीय 
किया जा 
सकता है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


8 


9 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ 
आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


___ 12 


प्रोन्नति द्वारा 


प्रोन्नति : ऐसे टेलिफोन आपरेटर श्रेणी I, जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष 
नियमित सेवा की है । 
टिप्पण : - परन्तु जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी 
अर्हक /पात्रता सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो 
वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह 
तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अहंक/ पात्रता 
सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम न 
हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अहंक /पात्रता 
सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए 
अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में 
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा 

14 
लागू नहीं होता । 


13 
समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 

निदेशक ( प्रशा. ) 
1 . प्रशासन निदेशालय से कोई संयुक्त निदेशक 
2. तकनीकी निदेशालयों से दो संयुक्त निदेशक 
3. सहायक निदेशक/प्रशा. 


अध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


752 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[ PART II - SEC. 4 ] 


- 


- 


- 


%3D 


1 
टेलिफोन 
आपरेटर श्रेणी -I 


5 
अचयन 


6 
लागू नहीं 

होता 


लागू नहीं होता 


2 3 4 
7 * ( 2000 ) साधारण केंद्रीय 4000 - 100 - 
* कार्यभार के सेवा समूह ग 6000 रु . 
आधार पर अराजपत्रित 
परिवर्तन अननुसचिवीय 
किया जा 
सकता है । 


9 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


11 


12 


प्रोन्नति द्वारा 


प्रोन्नति : ऐसे टेलिफोन आपरेटर श्रेणी II , जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष 
नियमित सेवा की है । 


टिप्पण : - परन्तु जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी 
अर्हक /पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो 
वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह 
तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा, अपेक्षित 
अर्हक /पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम 
हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित , जिन्होंने 
ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है , अगली उच्चतर श्रेणी में 
प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली 
हो । 


13 


14 


समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 


लागू नहीं होता । 


- अध्यक्ष 


निदेशक ( प्रशा.) 
प्रशासन निदेशालय से कोई संयुक्त निदेशक 


1 . 


सदस्य 


2. तकनीकी निदेशालयों से दो संयुक्त निदेशक 


सदस्य 


3. सहायक निदेशक/ प्रशा 10 


सदस्य 


____ 
4 


5 


अचयन 


टेलिफोन 
आपरेटर 
श्रेणी II 


13 * ( 2000 ) साधारण केंद्रीय 3050 - 75 
* कार्यभार के सेवा समूह ग 3950 - 80 
आधार पर अराजपत्रित 4590 रु . 
परिवर्तन अननुसचिवीय 
किया जा 
सकता है । 


18 से 27 वर्ष के बीच 

लागू नहीं होता 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 
गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 
40 वर्ष तक की जा सकती है ।) 
टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख 
भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 


[ भाग 1 - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : नवम्बर 11, 2000 / कार्तिक 20 , 1922 


753 


- 


- 


- 


- - 


प्राप्त करने के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख होगी । ( न कि वह 
अंतिम तारीख जो असम , मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम, मणिपुर , 
नागालैंड , त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू 
कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड , 
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति 
जिले तथा चम्बा -जिले के पांगी 
उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप 
या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ) । 
ऐसे पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति 
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की 
जानी है आयु- सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक 
दशा में वह अंतिम तारीख होगी जिस 
तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


10 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


आवश्यक : 
(i ) अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ मैट्रिक या समतुल्य । 
( ii ) पी बी एक्स बोर्ड संभालने में प्रवीणता । 
वांछनीय 
अंग्रेजी बोलने में धारा प्रवाहिता । 
टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार 
कारण को लेखबद्ध करके , अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है 
जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि 
उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव 
रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध 
होने की संभावना नहीं है । 


11 


सीधी भर्ती / अन्य रक्षा स्थापनों से व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन द्वारा । 


12 
आमेलन / प्रतिनियुक्ति : 
ऐसे व्यक्ति जो रक्षा स्थापनों में टेलिफोन आपरेटर श्रेणी -II के रूप में 
कार्य कर रहे हैं । 


14 
लागू नहीं होता । 


13 
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह ग प्रोन्नति 
समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
1. स्थापन का प्रधान 
2. स्थापन के प्रधान से निम्न ज्येष्ठतम अधिकारी 


- अध्यक्ष 


- सदस्य 


754 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[ Part II — Sec. 4 ] 


3 . उसी केन्द्र में अवस्थित अन्य क्वालिटी आश्वासन 

महानिदेशालय स्थापन से एक अधिकारी जिसके न 
हो सकने पर अन्य रक्षा स्थापन से एक अधिकारी - सदस्य 

[ 997. Å . V/86320 /2 A /SIGT PET / M 10 ( 1 ) ] 

स. न. त्रिपाठी, अवर सचिव 
(Department of Defence Production and Supplies ) 
DIRECTORATE GENERAL OF QUALITY ASSURANCE 

New Delhi, the 12th October, 2000 
S . R . O . 253. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Department of Defence Production and Supplies, Directorate General of Quality Assurance Group 
C Non Gazetted , Non Ministerial posts of Telephone Supervisor, Telephone Operator Grade- I and Telephone Operator 
Grade -II Recruitment Rules, 1980 except as respects things done or omitted to be done before such suppression , the 
President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Group C Non Gazetted , Non 
Ministerial posts of Telephone Supervisor, Telephone Operator Grade -I and Telephone Operator Grade- II in the 
Department of Defence Production and Supplies (Directorate General of Quality Assurance ) namely : 

1. Short title and commencement: 
(i) These rules may be called the Department of Defence Production and Supplies , Director General Quality 

Assurance Group C Non -Gazetted , Non Ministerial posts of Telephone Supervisor, Telephone Opera 

tor Grade-I and Telephone Operator Grade - II Recruitment Rules, 2000. 
( ii ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2. Number of posts, classification and scale of pay : — The number of the said posts, their classification 
and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules. 

3. Method of recruitment, age limit , other qualifications, etc.:- - The method of recruitment, age limit, 
qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule . 

4 . Disqualification No person 

(a )who has entered into or contracted a marriage a person having spouse living , or; 

(b )who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to any of the said posts : 
Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is permissible under the 
personnel law applicable to such person and the other party to themarriage and that there are other grounds for 
so doing , exempt any person from the operation of this rule . 

5 . Power to relax : - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to 
do , it may, by order and for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to 
any class or category of persons. 

6 . Saving : - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , Other Backward Classes, Ex -Servicemen and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time 
in this regard. 

SCHEDULE 
Name of post Number of Classification 

Scale of Pay Whether selection Age limit for direct 
posts 

posts or non - selec recruit 

tion post 
( 1 ) 

(2 ) (3 ) (4 ) 

(6 ) 
Telephone 

General Rs. 5000 - 150 Selection - cum 

Not applicable 
Supervisor (2000 ) Central Service 8000 

Seniority . 
Group C 
Non - gazetted , 

Non -ministerial 
* Subject to 

variation 
depending 
upon workload . 


( 5 ) 


[ TT II - TUG 4 ] 


fra 


75143 : 7940R 11, 2000 / chi 


20, 1922 


755 


Whether benefit of 
added years of service 
admissible under rule 
30 of the Central Civil 
Service ( Pension ) 
Rules, 1972 


Educational and other Whether age and educa - Period of 
qualifications required tional qualifications pre - probation , if 
for direct recruits scribed for direct recruits any 

will apply in the case of 
promoteus 


Method of recruitment 
whether by direct recruit 
ment or by promotion or by 
deputation or by absorption 
and percentage of the 
vacancies to be filled by 
various methods 


(7 ) 


( 8 ) 


(9 ) 


( 10 ) 


( 11) 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


By promotion 


If a Departmental Promotion Committee 
exists , what is its composition 


In case of recruitment by promotion or 
deputation or absorption , grades from 
which promotion or deputation or 
absorption to bemade 


Circumstances in which 
Union Public Service Commi 
ssion is to be consulted in 
making recruitment 


( 12 ) 


( 13 ) 


( 14 ) 


from 


Promotion . 

Group C Departmental Promotion Not applicable 
Telephone Operator Grade -I with eight Committee consisting of : 
years regular service in the grade . 

Director (Adm .) 

- Chairman 
Note : Provided that where juniors who 1. Any Joint Director from Adm . 
have completed their qualifying/eligibility Dte. 

- Member 
service are being considered for promotion , 2 . Two Joint Directors from 
their seniors will also be considered Technical Directorates - Members 
provided they are not short of requisite 3. Assistant Director/Adm .-10 – Member 
qualifying /eligibility service or two years, 
whichever is less and have successfully 
completed their probation period for 
promotion to the next higher grade along 
with their juniors who have already com 
pleted such qualifying/eligibility service. 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Non - selection 


Telephone 
Operator 
Grade 


Rs. 4000 - 100 - 
6000 


Not applicable 


(2000 ) 


General, 
Central Service 
Group C 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial 


* Subject to 
variation 
depending on 
workload. 


( 8 ) 


(9) 


( 10 ) 


( 11 ) 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


By promotion 


756 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 11, 2000 /KARTIKA 20 , 1922 


[Part II -- Sec , 1 ] 


( 12 ) 

( 13 ) 

( 14 ) 
Promotion : 

Group C Departmental Promotion Not applicable 
Telephone Operator Grade- II with eight Committee consisting of : 
years regular service in the grade. 

1. Director (Adm .). 

-- Chairman 
Note : Provided that where juniors who 2 . Any Joint Director from Adm 
have completed their qualifying /eligibility Dte . 

- Member 
service are being considered for promotion , 3 . Two Joint Directors from 
their seniors will also be considered Technical Directorates 
provided they are not short of requisite 4 . Assistant Director/Adm .- 10 - -Member 
qualifying /eligibility service or two years, 
whichever is less and have successfully 
completed their probation period for 
promotion to the next higher grade along 
with their juniors who have already com 
pleted such qualifying/ eligibility service . 


- 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Telephone 
Operator 
Grade - Il 


Rs . 3050 - 75 
3950 -80 -4590 


Non 
selection 


13 * 
(2000 ) 
* Subject to 
variation 
depending 
on workload . 


General, 
Central Service 
Group C 
Non -Gazetted, 
Non -Ministerial 


Between 18 - - 27 years 
(Relaxable for Government 
Servants upto 40 years . ) 
Note : The crucial date for 
determining age limit shall be 
the closing date for receipt of 
applications from candidates in 
India ( and not the closing date 
prescribed for those in Assam , 
Meghalaya, Arunachal Pradesh 
Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh 
Division of Jammu and 
Kashmir State , Lahaul and 
Spiti District and Pangi 
Sub -division of Chamba Dis 
trict of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar 
Isands and Lakshadweep .) 
2 . In respect of posts , the 
appointment to which are 
made through the 
Employment Exchanges the 
crucial date for determining 
the age limit shall , in each 
case , be the last date upto 
which the Employment 
Exchanges are asked to submit 
the names . 


(7 ) 


(9 ) 


( 10 ) 
2 years 


Not applicable 


Not applicable 


(8 ) 
Essential : 
(i) Matriculation or 

equivalent with English 

as a compulsory subject; 
( ii ) Proficiency in handling 
of PBX Board . 
Desirable . Fluency in 
spoken English 


( 11) 
By Direct 
recruitment/ 
deputation / 
absorption of 
persons from other 
Defence 
Establishments . 


[ 471 11 - 05 4 ] 


HRC CAT 75793 : 70tal 11 , 2000 / dolfisto 20 , 1922 


757 


(8 ) 
Note : The qualification regarding 
experience is relaxable for persons 
to be recorded in writing at the 
discretion of the Competent 
Authority in case of candidates 
belonging to Scheduled Castes/ 
Scheduled Tribes if at any stage 
of selection , the Competent 
Authority is of the opinion that 
sufficient number of candidates 
from these communities possessing 
the requisite experience are not 
likely to be available to fill up the 
vacancies reserved for them . 


(12) 
Absorption /Deputation : 
Persons working as Telephone 
Operator Grade- II in Defence 
Establishments 


(13) 

( 14 ) 
Group C Departmental Promotion 

Not applicable 
Committee for confirmation ,consisting of : 
1 . Head of the Establishment 

— Chairman 
2 . Senior Most Officer next to 
the Head of the Establishment 

- Member 
3. An Officer from other DGQA 

Establishment located in the station 
failing which an Officer from other 
Defence Establishment 

- Member 
[File No. A -86320 /Telephone/DGQA /Adm .- 10 /D /(QA) ] 

S .N . TRIPATHI, Under Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


